उज़बेक लोक-कथाएं 


! 


पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड 

5-ई, रानी झांसी रोड, नई दिल्‍्ली--॥0055 
फोन : 23523349, 23529823 
ई-मेल ; 9॥5९(800.0(,॥ 


प्रवम भारतीय संस्करण : बुलाई, 200 


कल : 5. 200 (वो 


प्रस्तुत लोक कथाओं में उजनेक लोगों के चरित्र, उनके रहन--सहन, 
रीति-परिवाज़ों, भावनाओं और आकंक्षाओं की झलक भिलती है। 
इन कहानियों में बुराइयों पर व्यंग्य किया गया है। 


##॥स्‍0० 2 0७०00 #655,0ब, श.: 0-4540645, 988430022 


विषय-सूची 


तोन बहादुर * 

नेकी कर, दरिया में डाल कह 
सीन भूठ और हर भूठ में चालीस गप्पें . 
जियाद बातिर हे 

मूर्ख बादशाह . 

जादू का डउण्डा . 

बुलबुल १0५2 

जहाँ चाह, वहां राह 
विद्वान गधा 

चतुर बेटी . ४ 
ताहिर और बजोहरा . 

जादुई हीरा . 

क्रूर बादणाह . 

हुस्नाबाद . हे 

ग़रीब की बेटी . 

सींगोंवाला सिकंदर . 
सरता क्‍या न करता . 
दाहजादी भाहेसितारा . 
पिता की अंतिम इच्छा , 
सुनहले वेश का महावीर . 
चालीस चोर और एक गंजा . 


त्तोन बहादुर 


हां, तो सुनो! पुराने ज़माने में एक आदमी रहता था। वह न 
बहुत अमीर था न बहुत ग़रीब। उसके तीन बेठे थे। तीनों चाँद-से 
सुन्दर थे, पढ़े-लिखे थे । सब समझदार थे और बुरे लोगों के पास 
भी नहीं फटकते थे। 

बड़ा बेटा -तोंगूच बातिर" इकक्‍्कीस साल का था, मैंकला- 
औरतानचा बातिर अठारह साल का था और सबसे छोटा - केंजा 
बातिर सोलह साल का था। 

एक बार उनके पिता ने तीनों बेटों को बुलाकर अपने पास बिठाया और प्यार से उनके 
सिरों पर हाथ फेरकर कहां: 

"' मेरे बेटों, मैं घनवान नहीं हूँ, मेरे भरने के बाद थोड़ी-बहुत जायदाद बचेगी जरूर . 
प्रगर तुम लोग उसके सहारे ज्यादा दिन गुज़ारा नहीं कर सकोगे। इससे ज़्यादा की तुम मुझसे 
आशा भी प्रत करो। मैंने तुम्हें दो गुण सिघ्वाये हैं: पहला - तुम्हें तन्दुएस्त बनाया, जिससे 
तुम कुशल योद्धा बने ; दूसरा - तुम्हें किसी भी चीज़ से न डरना सिश्वाया , जिससे तुम बहादुर 
बने। इसके अलावा मैं तुप्हें तीन सीखें और दे रहा हूँ। इन्हें ध्यान से सुनो और हमेशा याद 
रखो! ईमानदारी से रहना, तभी तुम चैत से जी सकीगे ; कभी डींग मत हाँकना, तब तुम्हे 


* ब्रातिर - बहादुर। 


कभी झरमिन्दा नहीं होना पड़ेगा ; कभी आलस मत करना-तमी सौभाग्यज्ञाली बन सकोगे। 
और बाक़ी बातों का ख़याल तुम खुद रखना। मैं तुम्हें तीन घोड़े दे रहा हैं: एक मुदकी , एक 
लाखी और एक घूसर रंग का। मैंने तुम्हारे थैले खाने की स्वादिष्ट चीज़ों से भर दिये' हैं। 
खुशक़िस्मती तुम्हारी नाट जोह रही है। तुम जाओ और जाकर दुनिया देखो। बिना दुनिया 
देखे तुम अपने पैरों पर घड़े न हो सकोगे। अपनी क़रिस्मत आज़माओं। खुवा हाफ़िज़ , मेरे 
बेटो ! ” 

तीनों भाई सफ़र की तैयारी करने लगे। वे सुबह जल्दी ही घोड़ों पर सवार होकर रवाना 
. हो गये। ये दिन मर चलते रहे और बहुत दूर पहुँच गये। शाम को ही उन्होंने आराम करने 
का: फ़ैसला किया। उन्होंने घोड़ों से उतरकर खाना छाया, पर सोने के पहले झापस में यह 
तय किया : हे 

“चूँकि यह जगह सुनसान है, इसलिए हमें एक-साथ नहीं सोना चाहिए। हम तीनों बारी- 
बारी से जागकर बाकी दो सोनेवालों की रक्षा करेंगे। 

उन्होंने जैसा तय किया; वैसा ही किया। 

पहले तोंगूच पहरा देने लगा और बाक़ी दोनों सो गये। तोंगूत बातिर काफ़ी देर तक बैठा- 
बैठा तलवार से खेलत्ता चाँदनी रात में चारों ओर देखता रहा... 

सन्नाटा छाया हुआ था। हर चीज़ गहरी निद्रा में मग्न थी। 

अचानक जंगल की तरफ़ से शोर सुनाई दिया। तोंगूच कातिर तलवार खींचकर तैयार 
हो गया। 

जहाँ तीनों भाई रुके थे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक शेर की माँद थी। आवमी को गंध 
पाकर शेर स्तेपी में निकल आया। 

तोंगूब बातिर को अपने पर विश्वास था कि वह शेर का मुकाबला अकेला हो कर सकता 
है। माहयों की नींद खराब न हों, इस लिए वह एक ओर को मागा। शेर भी उसके पीछे 
लपका। हे 

तोंगूब बातिर ने मुड़कर शेर के बायें पंजे पर तलवार से बार करके उसे घायल कर दिया। 
घायल शेर उस पर टूट पहा, पर उसने एक ओर हटकर श्र के दायें पंजे पर वार किया। 
शेर पूरे ज्लोर से फिर तोंगूर्थ बातिर पर ऋपटा, पर उसने शेर के सिर पर एक जोरदार यार 
किया। शेर वहीं ढेर हो गया। 

तोंगूच बातिर ने शेर की पीठ पर बैठकर उसकी खाल की एक पट्टी काटी और अपनी 
क़मीज के नीचे थांघ ली। फिर वह अपने सोये हुए माइयों के पास लौट आया, जैसे कुछ 
हुआ ही न हो। 

बुसके बाव ओरतानचा बात्तिर ने उठकर पहरा दिया। उसकी पहरेदारी के दौरान कोई 
घटना नहीं घटी। है 

उसके बाद केंजा बातिर ने दित निकलने तक अपने माहयों की रखवाली की। 
इस तरह पहली रात्त बीत गयी। 


सुबह उठकर भाई फिर सफ़रं पर चल पड़े। ये चलते चलसे बहुत दूर पहुंच गये और शाम को 
एक बड़े पहाड़ के नोचे रुके। उस पहाड़ की तलहटी में पोपलर का एक धना पेड़ या, जिसके 
नीचे ज़मीन में से एक चत्मा फूट रहा घा। उस चढमे के पास एक गुफ़ा थी, जिस में साँपों 
का राजा अजगर सुलतान रहता था। > 

बहादुरों को 'इसकी कोई खबर न थी। उन्होंने आराम से घोड़े बाँध दिये, उन्हें खरहरा 
करके चारा दिया और खुद घाना खाने बैठ गये। सोने से पहले उन्होंने पहली रात की तरह 
पहरा देने का फ़ैसला किया। पहले तोंगूष बातिर ने पहरा दिया, उसके बाद ओरतानचा 
बातिर की पहरा देने की बारी आंयी। 

चाँदनी रात थी, सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक कहीं से शोर आता सुनाई पड़ा। 
थोड़ी देर बाद गुफ़ा में से वेग जैसे सिरयाला और लम्बे लट्टे जैसे धड़वाला अजगर-सुलतान 
रेंगता हुआ चइमे की ओर बढ़ा। 

ओरतानचा बातिर ने अपने माइयों की नींद खराब नहीं करनी चाही, इस लिए वह 
अ्षम्मे से दूर स्तेपी में भागा। 

आदमी की गंध पाकर अजगर-सुलतान उसके पीछे लफप्का। ओरतानचा बातिर ने एक ओर 
हटकर साँपों के राजा की पूछ पर तलवार चलायी। अजगर-सुलतान वहीं छटपटाने लगा। 
बहादुर ने मौक़ा देखकर उसको पोठ पर वार किया। साँधों का राजा बुरी तरह धायल होकर 
ओरतानचा बातिर पर उछला। तब बहादुर ने आखिरी वार से उसका काम तमाम कर दिया। 

इसके बाद उसने अजगर की खाल की एक पतली पट्टी काटकर अपनी क्रमीज के नीचे 
बाँघ ली और अपने भाइयों के पास्त आकर बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर केंजा 
बातिर की पहरा- देने की बारी आयो। जब सुबह हुई, तोनों माई फिर सफ़र पर चल पड़े। 

उन्होंने दिन भर चलते चलते कई ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों और स्तेषी को पार किया। सूर्यास्त 
के समय वे एक अकेली पहाड़ी के पास पहुँचे और घोड़ों से उतरकर आराम करने लगे। उन्होंने 
आग जलाकर खाना खाया और फिर बारी-बारी से पहरा देने लगे: पहले तोंगूल बातिर की , 
फिर ओरतानचा बातिर की और सबसे आछिर में केंजा बातिर की बारी आयी। 

केंजा बातिर बैठा हुआ अपने सोये हुए भाइयों को रखवाली करता रहा था। आग कब 
बुक गयी, उसे पत्ता भी नहीं चला। 

/ हमारे लिए बिना आग के रहना खतरनाक होगा,” केंजा बातिर ने सोचा। 

वह पहाड़ी के ऊपर चढ़कर चारों बोर देखने लगा। उसे कहीं दूर एक दीया टिमटिमाता 
हुआ नज़र आया। ] 

केंजा बातिर घोड़े पर सवार होकर उसी ओर चल पड़ा) 

वह काफ़ी देर चसता रहा और अंत में एक अकेले घर तक पहुँच गया। 

केंजा बातिर निःक्षब्द घोड़े से उतरकर दबे पाँव खिड़की के पास आया और अन्दर साँकने 
लगा। 

कमरे में रोशनी थी और चूल्हे पर देगचो में शोरबा पक रहा था। चूल्हे के चारों ओर 


40 


लगभग बीस आदमी बैठे थे। उन सब के चेहरे डरायने थे जौर आंखें निकली हुई थीं। उन 
लोगों के इरादे नेक नहीं लगते थे। 

केंजा बातिर ने सोचा: “अच्छा, यहाँ चोरों का गिरोह बैठा है। इन्हें यों ही छोड़कर 
चला जाना एक ईमानदार आदमी के लिए अच्छा नहों द्ोगा। मैं इनको बेवकूफ़ बनाऊंगा। 
इनका विश्वास प्राप्त करके, मौक़ा सिलते ही अपना इरादा पूरा कर लूंगा।” 

वह दरवाज़ा खोलकर अन्दर घुसा। चोरों ने उचककर अपने-अपने हथियार संमाल लिये। 

“ उस्ताद , ” केंजा बातिर चोरों के सरदार से बोला, “मैं दूर शहर से आया आपका 
एक तुच्छ सेवक हूँ। अमी तक मैं छोटे-मोटे काम ही करता रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से फिसी 
गिरोह में ज्ञामिल होना चाहता था। जब मैंने सुना कि आप यहाँ मौजूद हैं, तो में फ़ौरन 
यहाँ दौड़ा आया। आप मेरी छोटी उम्र पर मत जाइये। मुझे आपसे पूरी आशा है। आप ही 
मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हैं। मैं हर तरह के काम में निषुण हूँ। मुझे सेंघ और 
सुरंग लगाना और टोह लेना आता है। मैं आपके काम का आदमी हूँ। 

इस तरह केंजा बातिर ने बड़ी चतुराई से उनसे बात की। 

चोरों के सरदार ने जवाब दिया: 

“ तुमने आकर बहुत अच्छा किया।” 

केंजा बातिर ने सीने पर हाथ रलकर सादर सिर नवाया और जाम्र के पास आकर बैठ 
गया। 

शोरबा पक चुका था। सब ने खाना खाया। 

उस रात चोरों ने बादशाह का छज़ाना लूटने की ठानी। घाने के बाद ये सब घोड़ों पर 
सयार होकर चल पढ़े। केंजा बातिर उनके साथ हो लिया। थोड़ी देर बाद वे शाही महल 
के बाग के पास पहुंचकर घोड़ों से उतर गये। महल में फैसे घुसें- वे इसके बारे में आपस में 
सलाह करने लगे। 

अंत में उन्होंने यह फ़ैसला किया: पहले केंजा वातिर दीवार फाँदकर अन्दर जायेगा और 
पता लगायेगा कि पहरेदार सो रहे हैं या नहीं। फिर सब एक-एक करके दीवार फाँदकर बाग 
में इकट्ठे हो जायेंगे और फ़ौरन महल में घुस जायेंगे। 

चोरों, ने केंजा बातिर की दीवार पर चढ़ने में मदद की। यह बाग्न में कूदा और दघर- 
उधर घूमकर उसने पता लगा लिया कि सब पहरेदार सो रहे हैं। वहाँ उसे एक घोड़ागाड़ी 
खड़ी प्रिली, जिस को यह दीवार के पास खींच लाया। 

इसके बाद घोड़ागाड़ी पर चढ़कर उसने कहा: “ मौका .बहुत अच्छा है।” 

सरदार ने चोरों को एक-एक करके दीवार पार करने का हुक्म दिया। 

पहले चोर ने पेट के बल दीवार पर सेटते ही सिर भुकाया और गाड़ी पर उतरने ही 
वाला था कि उसी क्षण केंजा बातिर ने उसकी मरदन पर तलवार चला दी। चोर का कटा 
सिर नीचे सुढ़क मया। 

“ उतरो, ” केंजा बातिर ने कहा कौर चोर की लाश खोंचकर नीचे फेंक दी। 


व 


संक्षेप में, केंजा बातिर ने एक के बाद एक सभी भोरों के सिर काट डाले और उसके 
बाद महल की ओर चल दिया। 

सोये हुए पहरेदारों के पास से चुपचाप गुज़रकर केंजा बातिर तीन दरवाजोंवाले कक्ष में 
पहुँचा । वहाँ दस दासियों का पहरा था, पर वे मी सो रही थीं। 

उस पर किसी की नज़र न पड़ी। केंजा बातिर पहले दरवाज़े में चुसा और उसने अपने 
आपको एक बहुत सजे कमरे में पाथा। उसकी दीवारों पर रेशम के परदे लटके ये, जिन पर 
काकरेजी फूल कढ़े हुए थे। 

इस कमरे में चांदी के पलंग पर सफ़ेद प्रोश्वाक में लिपटी एक सुन्दरी सोयी हुई थी, 
जिसकी छूकसूरती के आगे दुनिया के सभी फूल फीके लगते थें। केंजा बातिर ने दबे पांव उसके 
पास्त पहुंचकर, उसके दाहिने हाथ से सोने की अंगूठी उतारकर अपनी जेब में रख ली। फिर 
बह कक्ष में लौट आया) है 

“अब जरा दूसरा कभरा देखूँ, वहाँ क्‍या, है?” केंजा बातिर ने अपने मन यें कहा। 

उसने दूसरा दरवाज़ा खोला , तो सामने एक बहुत ही झानदार ढंग से सजा कमरा देखा, 
जिसकी दोवारों पर लटके रेशमी परदों पर तरह-तरह की चिड़ियाओं की तस्वीरें कढ़ी हुई 
थीं। कमरे के बीचोंबीच दस दासियों से घिरी एक सुंदर युवती चाँदी के पलंग पर सोयी हुई 
थी। उसको लेकर चांद और सूरज में बहस होती थी कि उनमें से वह किस पर गयी है। 

केंजा बातिर ने चुपचाप उस युवती के हाथ से कंगन उत्तारकर अपनी जेब में डाल लिया। 
फिर वहाँ से वह उसी कह्ष में लौट आया। 

“अब तीसरे कमरे में जाना चाहिए,” उसने सोचा। 

वहाँ तो इतनी शानदार सजावट थी कि बस पूछिये मत।॥ कमरे की दीवारें गहरे लाल 
रंग के रेक्षमी परदों से सजी थीं। 

यहाँ सोलह सुन्दर दासियों से घिरी एक सुंदरी चाँदी के पलंग पर सोयी हुई थी। यह 
लड़की इतनी आकर्षक थी कि स्वयं तारों की रानी > सुबह का तारा, भी उसकी चाकरी करने 
के लिए तैयार थी। 

केंजा बात्तिर ने धीरे से इस लड़की क़े दाहिने कान से सोने की बाली उतारकर अपनी 
जेब में डाल ली। 

फिर उसने महल से निकलकर दीवार पार की और घोड़े पर सवार हो अपने भाइयों 
के पास रवाना हो, गया। ॥ 

दोनों भाई अभी गहरी नींद सो रहे थे। इस प्रकार सूर्योदय तक केंजा बातिर तलवार 
से खलेलता बैठा रहा। 

सुबह उठकर बहादुरों ने नाक्ता किया, अपने घोढ़ों की ज़ीनें कसीं और उन पर सवार 
होकर सफ़र पर चल पडढ़े। 

घोड़े समय बाद तीनों भाई एक शहर में पहुँचे और एक सराय में ठहरे। अपने घोड़ों 
को सायबान में ब्रांघकर वे चायलाने में जाकर बैंठे। चाय की चुसकियाँ लेते हुए तीनों भाई 


32 


इघर-उछर की बातें करने लगे कि अचानक बाहर से ढिंढोरबी की आवाड आयी। 

“खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का! कल रात को किसी ने शाही महल के बाग में 
बीस चोरों के सिर काट डाले और हर शाहज़ादी का सोने का एक-एक गहना उठा ले गया। 
हमारे बादशाह चाहते हैं कि झहर का हर छोटा-बड़ा उन्हें इस घटना का रहस्य समभाये और 
बताये कि वह आदमी कौन है, जिसने इतनी बहादुरी का काम किया है। अगर किसी के घर 
“में परदेसी लोग हों, तो वह उन्हें फ़ौरन महल में लेकर आये।” 

सराय के प्रालिक ने अपने मेहमानों को बादक्षाह के साधने हाजिर होने के लिए कहा। 

तीनों भाई उठकर धीरे-छीरे महल की ओर चस दिये। 

बावदाह को जब मालूस पड़ा कि वे विदेशी हैं, तो उसने उन्हें एक ज्ञानदार ढंग से सओे 
हुए खास कमरे में बिठाने का हुक्म दिया और वज्भीर को उसका भेव सेने का काम सौंपा। 

वज़ीर बोला: 

“ अगर उनसे सीधे हो प्रूछा गया , तो वे शायद ही कुछ घतायें। बेहतर होगा कि हम छिपकर 
उनकी बातें सुनें। है 

जिस कमरे में भाई बैठे थे, यहाँ उनके अलावा और कोई नहीं था। 

उनके आगे दस्तरखान बिछा दिया पथा और तरह-तरह के खाने परोस दिये गये। भाइयों 
ने खाना शुरू किया। 

बादशाह और घजीर पास _के कमरे पें चुपचाप बैठे उनकी बातें सुनने लगे। 

“ हमें सेमने का गोश्त परोसा गया है,” त्ोंगूच बातिर बोला, “लेकिन लगता है, इंसे 
कुत्ते के दूध पर पाला गया था।” 

"आप ठीक कह रहे हैं,” ओगतानचा बातिर ने उसका समर्थन किया, “ बादझाहों 
को कुत्तों के गोस्‍्त से भी नफ़रत नहीं होतो। मुझे तो इस बात पर आदचर्य हो रहा है कि इस 
मुरब्बे में से आदमी की बू आ रही है।" 

“ बिल्कुल ठीक है,” केंजा बातिर बोला , “सारे बादशाह धून पीनेवाले होते हैं। इसमें 
कोई आपचर्य की बात नहीं कि मुरब्धे में आदमी का खून मिला हो। मुझे तो इस बात पर 
आदचर्य हो रहा है कि थाल में रोटियाँ इस ढंग से सजायी गयी हैं, जिस ढंग से सिर्फ़ एक 
अच्छा तानभाई ही सजा सकता है।" 

तोंगूथ बातिर बोला: 

“ऐसा हो होना चाहिए। देखो, हमें यहाँ यह मालूम करने के लिए बुलाया गया है कि 
शाही महल में. क्या हुआ था। इसमें कोई क्षक नहीं कि हमसे मी इसके बारे में पूछा जायेगा। 
हम क्या बतायें? 

“हम भूठ नहीं बोलेंगे,“” ओरतानया बातिर बोला। “ हम सब सच्ष-सन्न बता देंगे।” 

“हाँ , अब हमें तीन दिनों में हुई बातों के बारे में एक दूसरे को बताने का समय जा गया 
है, केंजा बातिर ने कहा। 

तोंगूच बातिर ने बताया कि यह पहली रात को जेर से कैसे लड़ा था। फिर उसने शेर 


3 


की खाल की पट्टी निकालकर माइयों के सामने रक्ष दी। उसके बाद ओरतानज्ा बातिर ने 
भी जो कुछ दूसरी रात को उसके साथ हुआ था, बताया और साँपों के राजा की खाल की 
पट्टी निकालकर भाइयों को दिल्ला दी। इसके बाद केंजा बातिर ने तीसरी रात का सारा किस्सा 
सुमाकर भाहयों को गहने भो दिल्याये। 

अब बादशाह और वड्ीर सारा रहस्य समर गये, पर भाइयों ने गोफ्त, मुरब्बे और 
रोटियों के बारे में जो कहा, वह उनकी सप्तक में नहीं आया। इस लिए उन्होंने पहले गड़रिये 
को बुलवाया। गड़रिया आया। 

“/ सन्न-सच बता!” बादशाह ने कहा। “ कल तू ने जो सेसता मेजा था, उसे क्‍या कुतिया 
के दूध पर पासा था?” 

/हुजूर, ” गड़रिया गिड़गिड़ाने लगा, “ अभर मेरी जाम बढरुकषें, तो अर्ज़ करूं। 

“हमने तेरी जान बख्सी, सच-सच बता,” बादशाह मे कहा। 

गड़रिया बोला: 

“जाड़े में मेरी मेड़ सर गई थी। सुओे मेमने पर दया आयी जौर मैंने उसे कुतिया के 
धनों के लगा दिया। उसी ने मेसने को वृष्ठ पिलाकर बड़ा किया। कल मैंने आपको वही मेमना 
मेजा था, क्‍योंकि दूसरा प्रेरे पास था ही नहीं, आपके नौकरों ने पहले हो मेरी सारी भेड़ें 
छीन ली थीं।” 

उसके बाद बादशाह ने मालो को बुलाने का हुक्म दिया। 

“सच-सच बता, ” बादशाह ने उससे कहा, क्‍या मुरब्बे में जादमी का घून मिला या?” 

“हुजूर, “ माली बोला , “एक ऐसा क्रिस्सा हुआ था, अगर मेरी जान बछखूझें, तो मैं 
आपको सब कुछ सच-सच बता दुंगा।” 

“अच्छा बता, हम तुक पर रहम करते हैं,” बादझ्नाह ने कहा। 

तब माली बोला: हि 

/पिछसी गर्मियों में कोई रोज़ाना मेरे बाग़ के सबसे अच्छे अंगूर चुराने लगा। मैं यहां 
छिपकर पहरा देने सगा। एक दिन मैंने देखा कि कोई आ रहा है। मैंने चोर के सिर पर जोर 
से स्ाठी मारी। इसके आाद मैंने अंगूर की बेल के नीले एक गहरा गढ़ा योदकर उसकी लाए 
उसमें गाज़ दी। अगले साल बेल बहुत फैल गयी और इतनी अच्छो फ़सल हुई कि अंगूर ज्यादा 
और पत्ते क्र सज़र आते थे। पर अंगूर का स्वाद कुछ अजीब-सा या। इसीलिए मैंने आपको 
ताज़ा अंगूर भ भेजकर उसका मुरब्धा बनाकर प्रेजा।” 

जहाँ तक रोटियों का सबास था, तो उन्हें खुद बावज्षाह ने थाल में सजाया था। मासूम 
पड़ा कि बादशाह का पिता नानमाई था। बादकाह बहादुरों के कमरे में आया और दुआ-सलाम 
करके बोला: 

“आप लोगों ने जो कुछ एक दूसरे से कहा, वह सब सच है और इस लिए आप 
मुझे और मी ज़्यादा अच्छे लगे। मेरी आपसे एक दरखास्त है, मेरे बहादुर मेहमानो, इसे 
सुन लीजिये। ” 


कब 


" फ़रमाइये , “ तोंगूच बातिर बोला, “हमसे जैसे बन पड़ेगा, हम आपकी मदव 
करेंगे। ” 

"मेरी तीन बेटियाँ हैं, मगर बेटा कोई नहीं। आप यहीं बस जाइये। मैं अपनी तीनों 
बेटियों की शादी आप लोगों के साथ कर दूंगा, शादी का जश्न मनाऊँगा और शहर के सारे 
लोगों को बुलाकर सबको चालीस दिन तक पुलाब खिलाऊँगा। ” 

“बात तो आपकी बहुत अच्छी है,” तोंगूथ बातिर ने जवाब दिया, “पर हम आपकी 
बेटियों से शादी कैसे कर सकते हैं, जब कि हम न किसी बादशाह के बेटे हैं और न ही हमारे 
पिता धनवान हैं? मापने अपनी दौलत हुकूमत करके जमा की है, और हम लोगों ने मेहनत 
करके जीना सीखा है।" 

बादशाह ने हठ किया: 

“आखिर आपके पिता किस बात में मुझसे कम हैं? वास्तव में तो वह मुझसे भी स्थादा 
दौलतमंद है। और इस यमत मैं, उन लड़कियों का पिता, जिनके आगे बद्वे-बज़े देशों के बाद- 
शाह रो चुके हैं, आपसे हाथ जोड़कर मिननत कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटियों को अपनी 
पत्नियों के रूप में स्वोकार कर सें।” 

माई राजी हो गये। बादझ्षाह ने दावत दी। चालीस दिनों तक दावतें होती रहीं और 
इसके बाद नवविवाहित बहादुर शाही महल में रहने लगे। बादशाह को छोटा दामाद केंजा 
बातिर सबसे प्यारा था। इस लिए वह बक्सर उसके पास आया करता था। एक दिन बादज्ञाह 
छाया में लेटा आराम कर रहा था। अचानक नहर में से एक जहरीला सांप निकल जाया और 
बादशाह की ओर लपका। वह उसे उसने ही वाला था कि तत्क्षण केंजा बातिर वहाँ दौड़ा 
आया। उसने स्थान से तलवार निकालकर साँप के दो टुकड़े कर डाले और एक ओर फेंक 
दिये। हे 

अभी केंजा बातिर अपनी तलवार स्थान में डाल मी न पाया था कि बादशाह की नींद 
खुल गयी। उसके दिल में शक पैड़ा हो मया। “इसे इस बात से संतोष नहीं कि मैंने अपनी 
बेटी की शादी इससे कर दी,” बाददाह ने सोचा। “ यह सब इसके लिए काफ़ी नहीं। लगता 
है, इसका इरावा मुझे मारकर खुद बादशाह बनते का है।” 

बादशाह ने जाकर वज़ोर को सारा किस्सा सुनाया। वज्जीर बहुत दिनों से अपने दिल में 
इम बहादुरों के प्रति वैर माव छिपाये हुआ था और ऐसे मौके की तलाक्ष में ही था। बह बाव- 
क्षाह के कान मरने लगा। 

/ आपने मुझसे सलाह किये बगैर अपनी प्यारी बेटियों की शादी ऐरे-ैरे नत्यू बैरों से 
कर थी है। और अब आपका अहेता दामाद आपकी हत्या करना चाहता है। आप सावधान 
रहिये, वरना वह चालाको से किसी न किसी तरह आपकी हत्या करे देया।” 

बादशाह ने वज़्ोर की बात पर विज््वास कर लियां और हुक्स दिया: "केंजा बातिर को 
जेल में डास दिया जाये।” 

केंजा बातिर को क़ैद फर लिया गया। केंजा बातिर की पत्नी, छोटी क्षाहजादी उदास 


35 


रहने लगी। वह दिन-रात रोती रहती। उसके गुलाबी गालों का रंम उह़ गया। एक बार उसने 
अपने पिता के पैरों में गिरकर पत्ति को मुक्त करने की विनती की। 

सब बादशाह ने केंजा बातिर को जेल से लाने का हुक्म दिया। 

“तुम कितने मक्कार तिकले,” बादशाह ते कहा, “तुप्ने क्‍यों सेरा क़लल करने की 
सोची ?” 

इसके जवाब में केंजा बातिर ने बादझ्षाह को तोते की कहानी सुनायी। 


सोते की कहानी 


किसी ज़माने में एक बादशाह रहता था। उसका एक तोता था। बादशाह अपने तोते 
को इतना प्यार करता था कि उसके बगैर एक घड़ी भी नहीं रह सकता था। 

तोता बादशाह के साथ मीठी-मीठी बातें करके उसका मन बहूलांता था। एक बार तोते 
ने बिनती को: 

“ मेरे माँ-बाप, माई-बहन पेरे देश हिन्दुस्तान में हैं। मैं बहुत दिनों से पिंजरे में कैद 
हूँ। आप कृपा करके मुझे बीस दिन की छूट्टी दे दीजिये। मैं अपने देश हो बआाऊँगा , बारह दिन 
मुझे जाने-आने में लगेंगे, आठ दिन मैं घर रह लूँगा और अपने माँ-बाप , भाई-बहनों से मिल 
लूँगा। 

“नहीं , ” बादशाह ने जवाब दिया, “अगर मैं तुके छोड़ दूँ, तो तू वापस नहीं आयेगा 
और हैं ऊबने लगूँगा।”. 

तोता विद्रयास दिलाने लगा: 

हुजूर , मैं वादा करता हूँ और उसे निमाऊँगा। 

अच्छा , ठीक है, अगर तू यही चाहता है, तो मैं तुके सिर्फ़ दो हफ्ते की छुट्टी दूंगा 
बावज्ञाह बोला। 

खुदा हाफ़िज्, मैं किसी न किसी तरह दो हफ़्ते बाद बापस सौट आऊंँगा, " तोता 
खुझ् होकर बोला। 

यह पिंजरे से निकसकर दीवार पर बैठा, और सब लोगों से विदा लेकर दक्षिय की ओर 
उड़ चला। बादशाह छड़ा-चढ़ा उसे उड़कर दूर जाते देखता रहा। उसे बिश्लास नहीं हो रहा 
था कि तोता सौटकर आयेगा। 

तोता छः दिन में अपने वतन हिन्दुस्तान पहुँच गया जौर उसने अपने सा-बाप को बूँढ़ 
लिया। बेचारा बड़ा खुष्या था, -एक पहाड़ी से दुसरी पहाड़ी पर, एक डास से दूसरी जाल 
पर , एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ने-फुदकबे लगा, हरे-मरे जंगलों में अपने रिह्तेवारों, जान- 
पहचानवालों के यहाँ गया और उसे पता मी न चला कि दो दिन कब बीत गये। वापस पिंजरे 
में जाकर कैद होने का वक्त आ गया। म्रॉँ-बाप और माई-बहनों से बिछुड़ते समय तोते को 
बड़ा दुःख हुआ। 


36 


सुख के क्षण बीत गये और दुःख की घड़ी थआ पहुँची। पंख लटक गये। कौन जाने वह फिर 
कभी वापस आ भी पाये या नहीं। 

रिश्तेदार और जान-पहचान के लोग इकट्ठे हो गये। सबको सोते पर तरस आ रहा था 
और सब उसे बादझ्लाह के पास न लौटने की सलाह देने लगे। पर तोता बोला: 

“ नहीं , मैंने वायदा किया है। क्या मैं अपना यचन तोड़ सकता हूँ?” 

“ तूने कभी किसी बादशाह को अपना वायदा निमाते देखा है?” एक तोता बोला। “ अगर 
तेरा बादक्षाह न्यायप्रिय होता, तो क्या वह कभी तुझे चौदह साल क़ैद रखता ? क्‍या तू दुनिया 
में इसी लिए आया है कि क़ैद में बद रहे? क्‍या आज़ाद रहने का यह मौक़ा हाथ से सिर्फ़ 
इसी लिए जाने वेगा कि तुओे किसी का दिल बहलाना है? तेरा बादशाह दयावान कम और 
निर्मम - ज्यादा है। बादशाह और शेर के पास रहना कभी खतरे से खालो नहीं होता 
है। 

पर तोले ने किसी की सलाह नहीं मानी और जाने की तैयारी करने लगा। 

सब तोते की माँ बोलो: 

“ऐसी हालत में मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। हमारे यहाँ कायाकल्य के फल होते हैं। 
जो एक भी फल खायेगा , फ़ौरन जवान हो जायेगा , बूढ़ा नौजवान बन जायेगा , और बुढ़िया - 
जवान लड़की। तू ये बहुमूल्य फल बादक्षाह को ले जाकर दे और उससे तुमे आजादी देने की 
प्रार्थना कर। शायद उसमें न्यायप्रियता जाग उठे , और वह तुफ्के बाज़ाद कर दे।” 

सबने इस सलाह का समर्थन किया। तुरंत कायाकल्प के तीन फल लाये गये। तोते ने 
अपने रिकतेदारों और जान-पहचानवालों से विदा ली और उत्तर की ओर उड़ चला। सब अपने 
दिलों में बड़ी-बड़ी उम्मीदें लिये उसे उड़कर दूर जाते देखते रहे। 

तोता छ: दिन में वापस पहुँच गया और उसने बादशाह को फल भेंट करके उनके गुणों 
का बश्लान किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने तोते को आज़ादो देने का वायदा किया, 
एक फल अपनो पत्नी को दे दिया और वाक़ी दो प्याले में रख दिये। 

यज़ीर को बहुत ईर्ष्या हुई। वह गुस्से से कॉंपने लगा और उसने मामला बिगाहने की ठानी। 

“ इस बिड़िया के लाये हुए फल खाने से पहले इन्हें आजमा लेना चाहिए: अगर ये 
हुए , तो इन्हें कभी भी खाया जा सकता है,” बज्ीर ने कहा। 

बादक्षाह ने उसका सुकाव मान लिया। और वज़ीर ने मौका पाकर कायाकल्य फे फलों 
में तेज़ जहर मिला दिया। 

हसके बाद वज़ीर बोला: 

“अछ्छा साइये, अब इन्हें आजमाया जाये। 

दो मोर लाये गये और उन्हें ये फल ब्लाने के लिए दिये गये। 

दोनों मोर वहीं मर गये। 

“ अगर आप ये फल खा लेते तो आपका क्‍या हाल होता?” वज़ीर ने पूछा। 

“मैं भी मर गया होता!” बादशाह कह उठा। उसने बेचारे तोते को पिंजरे में से ति- 


५ 


काला और उसको ग्रदन मरोह़ दौ। इस तरह बेचारे तोते ने बादशाह से अपना “ इनाम ” 


वा लिया। 
कुछ दिन बाद बादशाह ते एक बूढ़े किसान से नाराज़ होकर उसे मौत की सज्ञा देने का 


फ़ैसला किया। बादशाह ने उसे कायाकल्प का बचा हुआ फल लाकर बिलाते का हुक्‍्म दिया। 
जैसे हो बूढ़े ने वह फल खाया, उसके बाल काले हो गये , दाँत नये निकल आये, आंखों में 
जवानी की चम्रक आ गयी और वह बीस साल का नौजवान बन गया। क 

बादद्ाह समझ गया कि उसने तोते को बेकार ही मार डाला, पर अब पछताये क्‍या होता 
धा। 


“अच्छा , अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सोगे हुए थे, तो क्या हुआ था,” 
केंजा आतिर ने अंत में कहा। 

बह आग में गया और वहाँ से साँप के वोनों टुकड़े लाकर विद्या दिये। बावशाह केंजा 
बातिर से प्राफ़ी मांगने लगा। 

केंजा बातिर ने उससे कहा 

४ हुजूर मुझे भाइयों के साथ अपने देश जाने की इजाजत दीजिये। बादशाहों के साथ 
कभी सुख-चैन से नहीं जिया जा सकता।” 

नादक्षाह ने उन्हें कितना ही मनाया, कितना हो गिड़गिड़ाया, पर बहादुर नहीं माने। 

“ हम आपके दरबारी बनकर ज्ञाही महल में नहीं रह सकते। हम अपनो मेहनत के बल 
पर जियेंगे,” वे बोले। 

“अच्छा , फिर मेरी बेटियों को मेरे पास ही छोड़ दो,” बादजझ्षाह ने कहा। 

पर उसकी बेटियाँ बोच प्ें ही बोल पड़ी: 

/ हम अपने पतियों से अलग नहीं होंगी।” 

बादशाह को बड़ा आइचर्य हुआ और न चाहते हुए भी उसे उन्हें जाने देना पड़ा। 

तौजवान बहादुर अपनी पत्नियों के साथ अपने पिता के वास लौट आये और सुख्-चैन 


से रहने लगे। 


भनेको कर, दरिया में डाल 


बहुत दिन हुए नूराता पहाड़ों की तलह॒टीं में बसे एक शहर में 
जिस का नाम आज की पीढ़ी को गाद नहीं रहा, लोहारों की 
बस्ती में एक माहिर लोहार रहता था। लेकिन लोगों की याददाइत 
बहुत कमज़ोर होती है, और अब अन्दाज़ लगाना भी मुश्किल 
है कि उस ग़रीब पर सुयोग्य आदमी का नाप्त क्या था। 

उस वर्ष भीषण सूखा पड़ा था। आम तौर पर गरमियों में 
पानी से भरी रहनेवाली नदी सूख चुकी थी। नहरें सूख गयी थीं। 
पेड़ों के पत्ते भड़ चुके थे। रेगिस्तान की निर्मम सांसों ने उस साल की फ़लल वरबाद कर 
दी थी। अकाल मुंह बाये खड़ा था। 

पर गरम से गरम हवा से भी वेकों * और खानों के बाग़ों को कोई नुक़सान नहीं पहुँचा, 

ही सूखे की छाया फलों से लदे उनके पेड़ों और अंगूर की बेलों पर पड़ी। क्योंकि पहाड़ों 

की तलहूटी में से जाड़े और गरमी में सदैव फूटते रहनेवाले चश्मों का पानी सूखता नहीं। 
थे बाग़ और चश्मे शहर के सबसे घनी, सबसे ज़्यादा लोभी आदमियों की जायदादें थीं। 

कड़ी गरमी के कारण तालाब सूख चुके ये और माँएं प्यास के मारे तड़प रहे बच्चों. को 
छाती से चिपटाये शहर की तपती हुई गलियों में भटक रही थीं, बाग्यों के मालिक उनके 
दुःख और आँसुओं को वेपरवाही से देख रहे थे। 

असहाय औरतें निराश होकर रो रही यीं, चिल्ला-चिल्लाकर बच्चों के गले बैठ गये थे। 

लोगों के असंतोष की लहर शासक के ऊँची पहाड़ी पर बने महल तक पहुँचने लगी। 

लोग नगर के शासक के पास गये और उन्हें अपनी मुसीबतों से बचाने में उनकी सहायता 
करने का अनुरोध किया। लोगों ने कहा: “ हमारे बच्चे मर रहे हैं। आपके पास शक्ति है, 
पानी है और दौलत भी-हमारी मदद कोजिये। 

पर उसने साफ़ इनकार कर दिया: “नुप्हारी तक़दीर में यही बदा है। अगर अल्लाह 
यह जुल्म सह रहा है. तो तुम नाशवानों को भी सहना चाहिए। जो शिकायत करेगा, वह 
काफ़िर होगा ! 

शहर के लोग फक्रोधित हो डठे। लोगों की भीड़ गलियों और मैदानों में मारी-मारी फिरने 
लगी। लोग चिल्लाने लगे: “कहां है पानी?" 

जनता में रोष बढ़ने लगा। पर पनवानों के वाग़ों की दीवारें ऊँची और अगसम्य थीं। 
जनता के क्रोघ का आवेग दीवारों के पत्थरों से टकराकर ठंडा पड़ गया। बहुत-से ताक़तबर 


* बेक - जमीदार , सामंत। 


49 


और साहसी आदमी शासक के सैनिकों की तलवारों से मौत के घाट उतर गये। स्तेपी में दूर 
फेंकी गयी"लाशों पर कौवों और गिद्धों के भुंड बहुत दिनों तक मंडराते रहे। 

सारे शहर में मायूसी छा गयी, बाज़ार सुनसान हो गये , केवल तपती हवा गलियों में 
बहती रही। 

और लोहार, गुस्से में भरा, पहाड़ों में चला गया। 

लोहारखाने में सन्नाटा छा गया। लोहे पर हथौड़े की आवाजें गूँजती बन्द हो गयीं, भट्टियों 
में आग ठंडी पड़ गयी। 

भटकते हुए लोहार को पहाड़ों में एक सफ़ेद दाढ़ीवाला गड़रिया मिला, जिसने उसे अपने 
यहाँ शरण दी। पत्थर के चूल्हे पर रूखा-सूखा लाना पक रहा था, इस बीच लोहार अपने 
दुःख के बारे में और घाटी के लोगों को दर्द भरी जिन्दगी के बारे में गड़रिये को बताने लगा। 

बूढ़ा चूल्हे की आग को ताकता हुआ सोचता रहा। 

फिर वह तनकर घड़ा हो गया , गुफ़ा की छत्त की ऊँचाई से चमक रही उसकी आंखों 
में खून उतर गया। 

“ मैं पानी का देवता हूं, उस नदी के उद्गमों का रक्षक हूँ, जो घाटी की जीवनदाता 
है। मैं जानता हूँ,” वह बोला, “किस तरह घाटी के लोगों को सुखी बनाया जा सकता 
है, मैं जानता हूँ, कैसे उनके हाथों में महाशक्ति दी जा सकती है। मैं तुम्हें नीचे घाटी में 
जाने की आज्ञा देता हूँ ... गाँव और झहर के लोगों को इकट्ठा करो और उन्हें कुलें लेकर 
यहाँ आने को कहो। 

जब सूरज रेतीले मैदान के ऊपर आसभान पर चढ़ रहा था , लोहार तेज्ञ क़दपों से शहर 
की ऊँची मीनारों की ओर बढ़ता जा रहा था। 

लोहार ने रास्तों, गाँवों, बाजारों के मैदानों, हमामों और पसजिदों के दरंवाज़ों पर 
लोगों को आवाजें दे-देकर घुनादी की। हजारों आदमी पहाड़ों की ओर चल पड़े। 

पानी के देवता ने उन्हें इकट्ठा करके कहा: “ तुम्हारी मुसोव्तों का कारण सूखा है। 
घाटी में बाँध बना दो। पानी का भंडार बना लो, फिर तुम्हें भीषण से भीषण सूखे में भी 
रेगिस्तान की गरम हवाओं से कोई खतरा नहीं रहेगा।" 

लोग फ़ौरन बांघ बनाने में जुट गये। 

उधर धनवानों और बाग़ों के मालिकों ने रेगिस्तान में रहनेवाले दुष्ट जादूगर अजरूब 
के पास अपना एक वफ़ादार आदी यह सन्देश देकर भेजा: “ ऐ जिन्दा और भरों के मालिक ! 
छोटे लोग आपकी ताक़त के ख़िलाफ़ पत्थरों का क़िला खड़ा कर रहे हैं। आप पहाड़ों पर 
जड़कर जायें और अपनी आंखों से देख लें।” 

दुष्ट अजछब पहाड़ों की ओर उड़ा। आसमान में ऊँचाई तक इतनी घूल और मिट्टी छा 
गयी कि तारे भी छिप गये। 

गुस्से से पागल हुए अजरूब ने पहाड़ी घाटी में कुदालें चलानेवाले हज़ारों लोगों पर आग 
का तूफ़ान भेजा। बहुत-से लोग जल गये, बहुतों का दम घुट गया, लगता था कि घाटी में 


20 


इकट्ठे हुए सारे लोग मर जायेंगे। फर पानी के देवता ने आग पर पहाड़ी कील का पानी छिड़क 
दिया और बर्फ़ीले पानी से चद्टानें ठंडी हो गयीं, गरम हवा हमाम की हवा जैसी सुहानी हो 
गयी। क्रोध से काँपता हुआ अजरूब वहाँ से चला गया। 

लोग फिर जमीन खोदने , चट्टानें तोड़ने , बाँध बनाने लगे. पर उन पर एक और मुसीबत 
आनेवाली थी।* 

घरती डोलकर कॉँपने छगो। छत की ऊुंजोर से लटके दीये की तरह चौंद इधर-उधर डोलने 
लगा। धरती की छाती में से एक चीख निकली। पहाड़ों की चोटियाँ आपस में टकराकर पाताल 
में ग्रिरने लगीं। चट्टानों का समूह तेज़ी से घाटी में नीचे की ओर लुढ़कने सगा। 

पर पानी के देवता ने हाथ के एक इश्चारे से बाँध बनानेवालों को पहाड़ों कौ ढलान पर 
ला खड़ा किया। और लोगों को गिरनेवासे पत्थरों से कोई नुकसान नहों हुआ , बल्कि उनसे 
बाँध बनने में आसानी हो गयी। 

अजरूब हार नहीं माननेवाला था। उसने सारे पहाड़ों और घाटियों के खूंख्यार धोरों, 
आग उगलनेयाले अजदहों, तेंदुओं , जंगली भेडियों, लकड़बग्धों, गोदड़ों, जहरौले सांपों, 
बिच्छुओं को इकट्ठा करके लोहार और उसके साथियों पर हमला कर दिया। अंधेरी रात में, 
जब हाथ को हाथ नहीं सूक रहा था, जंगली जानवरों और कीड़ों की फ़ौजें खामोश छावनी 
पर टूट पड़ीं, जहाँ मिट्टी की भोंपड़ियों और तंबुओं में थके-हारे बांध बनानेवाले सोये हुए 
थे। इस संकट और भगदड़ में लोहार घबराया नहीं। उसने जंगली आर्चा ” की रालदार डालों 
की सैकड़ों मशालें जलाने का हुक्स दिया। उनकी लाल“लाल लपटों से सारे जंगलों जानवर 
और कीडे डरकर भाग गये। 

लोहार अपने लोगों के साथ मिलकर पाँच पोपलरों जितना ऊँचा बाँध बता रहा था। 
ऐसी पानी के देवता की आज्ञा यी। जिन शिलाखंडों को काट और तराशकर बांध बनाया 
जा रहा था, उनमें से हर एक घर के बराबर था। और शिलाखंडों को एक दूसरे से जोड़ने 
के लिए लोहार घहीं आस-पास के पहाड़ों से सीसा निकालकर और उसे पिधलाकर दरारों 
में, मर रहा था। 

जादूगर चुप नहीं बैठा। यह सप्रक गया कि बाँध में बंधी नदो लोगों की सेवा करेगी, 
सूखी हुई धरती को खूब पानी देगी, जिससे लोगों का हौसला बढ़ जायेगा और वे उसके काबू 
से निकल जायेंगे। 

उसने बाँध बनानेवालों पर गरज के साथ बिजली गिरायी। पर लोहार और उसके साथी 
डटे रहे। ह 

एक हज़ार दिनों तक लोग चट्टानें तोहते हुए नहर चोदते रहे। 

जावूगर ने खुदे हुए ग्रार में लोगों को कुचला. उनके सिरों के ऊपर पत्थर गिराये। जहरीले 


* आर्चा - मध्य एशिया का बुकौले पत्तोवाला एक संदाबहार पेड। 


72 


पाँप उन्हें डढसकर मारते रहे। पर रात-दिन लोहा ठोका-पीटा जाता रहा। लोग जब पहाड़ 
का सोना फोड़ते , तो वह काँपकर कराह उठता। 

और अंततः: खुशी का दिन भी आ गया। 

बांघ में बेंधी नदी ज्ञांत हो गयी। पानी पहाड़ी सुरंग में से होकर धीरे-धीरे नहर में 
महने लगा और शीतल जल की धारा ने गरमी से तपी घरती की प्यास बुका दी। 

अआँमलाया मजहमब ऊँचे काले पहाड़ को चोटी पर बैठा गुस्से में दांत पीसता रहा। 

लोग छुकी-ुशी शहर लौट रहे थे। उस दिन दावत हुई, गाच-गाने हुए। धनवाव और 
याग़ों के मालिक लोहार के आगे सिर भूकाने दौड़े-दौड़े आये। बड़े अभिमातों लोग लोहार 
के पाँव पड़कर जोर से कहने लगे: “तुम महान हो! ” 

लोहार फे हृदय में उनके प्रति दया जाग उठी। उसने उन्हें कोई सज्ञा नहीं दी, बल्कि 
उन अभिमानियों को क्षमा कर दिया और अपने हाथों ही अपनी बरबादों के बीज बो दिये। 
बहू ज्ञानियों की सीख भूल गय्रा: “दुश्मन मरा ही भला। ” 

पर बाग्ों के मालिकों के दिल में घोर घृणा छुपो हुई थी। छनवानों ने लोहार को बरबाद 
कर डालने को क़समर खायो। 

कई सालों तक अजरूब रेगिस्तान में निर्वासित-सा भ्रटकता रहा और उसमें गौरैया जितनी 
ताक़त रह गयी। 

उधर बागों के मालिकों और अमीरों ने दुष्ट जादूगर को चोरी से शहर बुलवाया। वे 
लोग उसके साथ षड्यंत्र रचते रहे। अजरूब दूर के एक देश चला गया और उसने बहाँ रहनेवाले 
असम्य और लौफ़नाक घुड़सवार लुटेरे लोगों को. इस झहर की सुख-सपृद्धि के बारे में बताया। 

उन लोगों ने लालच में आकर इस जहर के लिए कूब कर दिया। उन काले कौवों-से 
लोगों की सेना ने शहर का घेरा डाल दिया। घेरा बहुत दिन तक चला। बड़ी घमासान लड़ाई 
हुईं। बहादुर लोहार ने दुश्मनों के बादशाह के साथ हुए मरणांतक इन्द्र में उसे मार डाला। 
विजय दन्द्र-युद्ध के नियमानुसार नगरवासियों की हुई। यही परम्परा थी। 

दुइ्मन धककर कमज़ोर हो गया, लड़ाकू घुडसवार लुटेरों के हाथ ढीले हो गये। उन्होंने 
अपनी स्तेपी में लौट जाना चाहा। 

पर बेईमान अपीरों मे अपने एक सेवक के साथ असम्य खानाबदोशों की छावतो में सन्देषा 
भेजा ; 

“ यहाँ से भोड़ी दूर एक बाँध है, जिससे शहर को पानी और जीवन मिलता है। बाँध 
पत्थरों और सीसे से बना है। और सीसे की दुश्मन आग है।” 

हजारों घुड़सवार घाटी में दौड़ पड़े। उन्होंने लकड़ियाँ, सूखी टहनियाँ और कंटोली झा- 
डियाँ इकट्ठी कीं। आग की खपटें आसमाल को छूते लगीं, गरमी से सोसा पिधल गया और 
पत्थर कोई सहारा न होने के कारण खिसककर नोचे बिखर गये। पानी की दोवार तेज़ी से 
घाटी में बढ़ने लगी, खेत और बाग डूब गये , शहर बह गया, बहुत-से नगरवासी और दुब्मन 
के सारे सैनिक मारे गये। दुष्ट जादूगर अजरूब मी मारा गया। 


23. 


बहुत योडे नगरवासी जिन्दा बच पाये , पर वे भी यह स्थान छोड़कर चले गये। उस समय 
से यह शहर खंडहर पड़ा है। 

यह बिल्कुल सत्य घटना है, और अगर किसी को इसकी सचाई में संदेह हों, तो वह 
स्वर उस घाटी में जाकर देख ले। वहाँ अब भी वे सीसे के अंशवाले पत्थर दिखाई देंगे, जिनसे 
लोहार ने बाँध बनाया था। 


तोन झूठ और हर झूठ में 
चालीस गप्पें 


बहुत दिन हुए एक बादशाह या। उसकी बेदी शादी के लायक़ 
हो गयी यी। बहुत-से देशों के वादशाहों और ख्ानों के बेटे उसके 
साय शादी करने के इरादे से आये, पर शाहज़ादी बड़ी तुनुकमिज्ञाज 
थी और वह किसी से ज्ञादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। 

एक बार बादशाह ने अपनी बेटी को बुलाया और बोला: 

“ऐ, मेरी आंखों का तारा! सारे बादशाहों से मैंने कह रखा 
है कि मैं तेरे लिए दूल्हा ढूँढ़ रहा हूँ, एक से एक बहादुर नौजवान 
आ रहे हैं, पर तू सवको मना कर रही है। आलिर इसकी वजह क्‍या है?” 

“पिता जी!” बेटी ने जवाब दिया, “मैं शादी उसी के साथ कहूँगी, जो मुझे तीन 
भूंठ गढ़कर सुनाये और हर भूछ में चालीस गप्पें हों, बचर्ते उन्हें वह दिलचस्प ढंग से सुना 
सके। ” 

बादशाह ने चारों ओर मुनादी करवाने का हुक्म दिया। 

" जो कोई तीन भूठ गढ़ेगा और हर भूठ में चालोस गप्पें सुनायेगा, उसी के साथ मैं 
अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। 

लोग चारों ओर भे शाहजादी के साय ज्ञादी की तमन्ना लिये आने लगे और गप्पें गढ़ने 
लगे। बादशाह ने देझ्ञ के सारे विद्वानों को इकट्ठा करके उनसे कहा: 

/ अगर कोई तीन भूछ सुनाये और हर भूठ में चालीस गप्में हों और वह बिल्कुल सफ़ेद 
भूठ हो, तो कहिये कि यह भूठ है, अगर सच हों, तो कहिये सच है। अगर आप ने सच 
को भूठ बताया , तो आपके सिर कटवा दूँगा और आपकी जायदाद लुटवा दूँगा।" 

हर नौजवान अपनी-अपनी गप्पें सुनाने लगा। हर बार, जब भी बादशाह ने विद्वानों 
से पूछा: है 

“यह सच है या भूठ ?” 

“ऐसा तो होता रहता है, उसे जवाब मिला। 


24 


बहुत-से बादशाह और शाहज़ादे आये और खाली हाथ लौट गये। 

उस शहर में एक गरीब नौजवान रहता था। एक बार वह सूखी टहनियाँ इकट्ठी करने 
पहाड़ों में गया, तो उसने बादझ्षाह की यह मुनादी सुनी: 

“जो तीन भूठ और हर भूछ में चासीस गप्पें मढ़कर सुनायेगा उसकी शादी शाहज़ादी 
के साथ कर दी जायेगो।" 

“' अहा , ” ग़रीब नौजवान ने सोचा, “बोलने का यह बड़ा जल्छा मौका मिला है।” 

और वह महल की ओर ह्षन दिया। 

“ओ , बदबू सारनेयाले भिखारी, तू यहां किस लिए आया है?” पहरेदार उस पर बरस 
पड़े और उसे महल के दरवाज़े में नहीं घुसने दिया। 

“मैं बादशाह से एक दरखास्त करमे आया हूँ, नौजवान बोला। 

“/ भिखारी कौन-सो दरखास्त करेगा। चल माग यहाँ से, यहां मत खड़ा हो।" 

“मैं यह बताने आया हूँ कि मेरे मालिक के पास दो सौ मेड़ें हैं, जिन्हें बादशाह को 
महसूल के तौर पर देना है,” नौजवान ने आदसरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा। 

एक पहरेदार फ़ौरन दौड़कर बादझ्ाह के पास पहुँचा और बोला: 
.. “शहंशाह , एक भिखारो आया है, कहता है, उसके मालिक के पास बादशाह के लिए 
दो सौ भेडें हैं।” 

बादशाह बहुत खुश हुआ: 

“ उसे मेरे सामने पेझ्न करो! ” 

नौजवान को पेश किया गया। बादशाह चिल्लाकर बोला: 

“ऐ गुलाम , बता कहां हैं तेरी भेड़ें?” 

ग्रीब लड़का बोला: 

“ऐ शहंज्ाह, मुझे बोलने की इजाजत दीजिये। पैं गरीब और अनाष हूँ। मैं अपने बाप 
का इकलौता बेटा या, मेरे भाई मर रहे थे, पर हम तीन बच्च गये। हम तीनों भाद्ययों ने न 
एक दूसरे को देखा था और न ही पहन्मनानते थे। एक दिन हम अचानक भिल गये , दुआ-सलाम 
हुआ। मैंने वेखा - हममें से एक के चोगे में गरेबान नहीं है, दूसरे के में आस्तीन नहीं है और 
तीसरे के में - पल्‍ला नहीं है। जिस तरह ' अंधा अंधे को अंधेरे में मी ढूँढ़ लेता है, ' हम तोनों 
मिले और दोस्त बन गये। हम चल पड़े, न हमने रास्ते पर क्रदम रखा और न ही रास्ते 
के किमारे चले। हमें जमीन पर तीन सिक्के पड़े विद्याई दिये; उसमें से दो बिल्कुल घिसे 
हुए थे और एक पर कुछ भी नहीं लिखा था। हमने वह सिक्का उठा लिया, जिस पर कुछ 
नहीं लिखा था और आगे चल पढड़े। रास्ते-रास्ते चसते रहे, चलते रहे और बहुत दूर पहुँच 
ग्रये। चलते रहे, चलते रहे, फिर घाटी में उतरे | हमने तदी में तीन मछलियों देखों। दो 
मरी हुई थीं, और एक बेजान थी। हमने बेजान मछली उठा सो और उस भाई के पस्ले 
में डाल दो, जिसके चोग्रे में पलला नहीं था। आगे चले। चलते-चलते हमने अपने सामने तीन 
घर देखे : दो बिना छत के थे और एक पर छत बिल्कुल नहीं थी। हम उस पर में घुसे , जिस 


>6 


पर छत नहीं थी, वहाँ हमने तोन देग देखे: दो में छेद ही छेद थे और एक बिना पेंदे 
का था। हमने बेजान मछली बिना पेंदे के देश में डाल दी और पानी डालकर उसे पकाने को 
तैयारी: करने लगे। सूखी टहनियाँ ढूँढ़ीं, पर एक टहनी भी नहीं ढूँढ़ पाये। बिना आग के ही 
मछली पकायी। आँच में कोई क्रमी नहीं रखी . सारी हड्डियाँ गल गयीं , पर गोक्त कल्जा रह 
गया। खाते-खाते हम तीनों के पेट भर गये और इतने सोटे हो गये कि जब हमने माहर निकलना 
चाहा , तो दरवाज़े में से नहीं निकल पाये। हमें दीवार में एक छोटी-सी दरार दिखाई दी और 
हम उसी में से बाहर निकलकर आगे चल पड़े। रास्ते-रास्ते चलते रहे , चलते रहे, बहुत दूर 
निकल गये और स्तेपी में आ पहुँचे। हमने देखा घास पर बिना पैदा हुए खरगोश का बच्चा 
पड़ा है। हमने बिना रोपे गये पोषलर की बिना तोड़ी हुई डाल का इंडः बनाकर खरगोदा के 
बच्चे को मारा। उसने तीन कलाबाजियां खायी और देर हो गया। हमने उसके टुकड़े कर 
दिये। खरगोश में से तीन मन चरबोी निकली और तीन मन गोइल। गोइ्स को हमने न उबाला , 
न सुखाया और जल्दी से उठाकर उसे खा लिया, पर पेट नही भरा, भूखे रह गये। मेरे दोनों 
बडे भाई गुस्सा हो गये और मुझसे नाराज़ होकर वहां से चले गये। ' चरबो मेरे लिए बच 
ज़यो, मैं बडा खुश हुआ। अपने जूते उत्तारकर सै उनपर चरबो मलने लगा। सारी चरबी 
मैंने एक ही जूते पर लगा दी और दूसरे के लिए कम्र पड गयी। मैं बुरी तरह थककर सो गया। 
अचानक मैंने शोरगुल सुना। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठा तो देखा -जिस जूते पर परैने चरबी 
मली थी, वह बिना चरबी मले जूते से लड़ रहा है। मैंने दोनों जूतों के जबड़ों पर धूंसे मारे 
और फिर सो गया। आधी रात में मैं ठंड से कॉपता हुआ उठा. तो देखा - जिस जूते पर मैंने 
चरबी मली थी, वह मेरा चोग़ा ओड़कर सो रहा है. और जिस जूते पर मैंने चरबी नहीं 
मली थी, वह नाराज होकर कहीं भाग गया है। मैंने चरवी मले हुए जूते को जगाकर उसे 
पहन लिया। बिना पल्‍्ले के चोग्रे का पलला उठाकर पीछे पेटी में उड़स लिया और घर आ 
गया। जब मैं गया था, तो घर में मेरी बढ़िया माँ और पुर्गा बचे थे। और जब घर लौटा, 
तो देखा न बुढ़िया घर में है, न मुर्गा। मैंने मुड़कर देखा तो दूसरा जूता भी नदारद था। 
* क्या मुसीबत है! मैं उन्हें कहाँ ढूँढेंगा ?' मैं दुखी होकर आपके महल में आया। मैं आप से 
मिलना चाहता था। पर दरवाजे पर खड़े आपके नौकरों ने मुझे किसो भी तरह अन्दर नहीं 
घुसने दिया।" 

ग़रीब नौजवान सिर आऋकाकर चुप हो गया। 

बावशाह ने हैरत में पड़कर अपने विद्वानों की ओर देखा। 

वे खड़े हुए और सिर भूुकाकर बोले: 

“ऐ, बादशाह, इस कुत्ते के बच्चे ने जो कुछ कहा है, यह सब भूठ है। ऐसे हो यह 
अपने मालिक की भेडों के लिए मी कहेगा कि वे खो गयी। 

बादशाह चिल्लाया : 

“ मैं तुभसे पूछता हूँ, भेडें कहाँ हैं?” 

“ जहंशाह , मुझे अपनी बात कहने की इजाजत दीजिये। जब आपके पहरेदारों ने मुझे 


१2 


दरवाजे प्रें नहीं घुसने दिया, तो मैं बहुत दुःखो होकर अपनी बुढ़िया माँ, मुर्गे और दूसरे 
जूते को बूँढने निकला। मैं चलते-चलते बहुत दूर पहुँच गया और एक गाँव में जा पहुँचा । 
मैंने लोगों से पूछताछ करके अपने मुर्गे को दूँढ़ लिया। बह जमींदार की ज्मोन जोत रहा 
था। हम गले मिले, दुआ-सलाम हुआ। 5: महीनों में मुर्गो को तनख्याह में बोरी सोने की एक 
सूई मिली और उसे भी उसका पालिक अपने पास रखे हुआ था। मैं मालिक से लड़ा और 
ज्ञोर मचाकर उससे सूई छीव ली। “मेरे साथ चल ', मैंने मुर्गे से कहा। ' नहों,' बह बोला, 
* मुझे छः महीने तौकरी करनी है : तीन महीने हो चुके हैं, भ्ियाद पूरी होने पर मुझे पैसा 
मिलेगा और मैं छुद आ जाऊँगा।' मैने सूर्ई लेकर मुर्गों से विदा लो और धर पहुँचा, पर घर 
नदारद था, बिल्कुल गायब हो गया था। मैं बहुत दुःखो हुआ और अपनी बुढ़िया माँ और 
दूसरे जूते को ढूँढ़ने निकल पड़ा। मैंने टौले पर चढ़कर देखा , कोई दिल्लाई नहीं दिया। पहाड़ी 
पर चढ़कर देखा - कोई दिखाई नहीं दिया। मैं घाटी में लौट आया। सूई को मैंने जमीन में 
गाड़ विया और उस पर चढ़कर देखा, तो मेरी बुढ़िया माँ सिर-दरिया के घाट पर कपड़े 
घोती नज़र आयो। पं सूई उठाकर चल पड़ा। मां तक पहुँचने के लिए न जाने मैंने कितने 
पहाड़ और नदियाँ पार कीं। मालूम पड़ा. मुझसे बिछुड़ने के बाद वह एक आदमी के घर 
में नौकरी करने लगी थी। ' चलो , ' मैंने कहा। “ तनख्याह के पैसे मिलने तक मैं नहीं जाऊँगी , ' 
वह वोलो। “तीन साल काम करके मैंने तोन पहोने खाने लायक़ पैसा कमाया है। तू जा, 
मुझे तीन महीते और काम करना है, मैं घुद आ जाऊँगी।' मैंने बिना पतले के चोगे का पतला 
कमर में उड़सा और मुहकर चल दिया। थोडो दूर चलने के बाद मैंने देखा, नदी में बाढ़ 
आयी हुई है और पुल बह गया है। गरमी के दिन थे, मैं प्यास के मारे तड़प रहा था। मैंने 
पानी पीना चाहा, पर नदी तो जप गयी थी। मैंने बर्फ़ तोड़ती चाही , लेकिन पथरीली ज़मीन 
पर एक पत्थर भो नहीं मिला, इस लिए अपने सिर से ही बर्फ़ तोड़ी। गढ़े में सिर डालकर 
पानी प्रिया और आगे चल पड़ा। रास्ते में मुझे सुई को याद आयी। मैं किनारे पर लौट आया। 
देखा, मेरी सुई ग़ायब थो। “मेरी सूई भी चलो गयी, ' मैं दुःल्ली होकर माँ क्रे पास आया। 
उसकी नौकरी के आखिरी तीन महीने खत्म हो चुके थे। पर जब उसमे तनख्याह प्रांगी, तो 
मालिक चिल्लाया: “तुके तनख्याह भी दूँ क्या !” उससे माँ को हतने ओर से मारा कि बह 
वहीं मर शयी। “मेरी झिन्दगों में कितना दुःख है?” मैं परेजात होकर आपके महल में आया, 
शहंणाह , आपसे मिलते के लिए। पर मुझे: दरवाजे के अन्दर कदम नहीं रखने दिया गया।” 

यह कहकर गरीब नौजवान ने सिर भूका लिया। 

बावशाह और ज़्यादा हैरत में पड़कर अपने विद्वानों की ओर देखने लगा। 

विद्वानों में जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, बह ब्रड़ा हुआ और सिर भुकाकर बाददाह 
से बोला: 

“ बावशाह सलामत , इस पिल्ले पर विश्वास मत कोजिये और इससे भेडें तलब कीजिये। 
यह आवारा भूठ बोलता है। अब यह कहेगा कि इसको भेड़ें चुरा लो गयीं।" 

ग़रीब नौजवान तोसरी बार बोला: 


28 


“ ऐ 'शहंशाह , मुझे बोलने की इजाजत दीजिये। जब मुझे महल में नहीं घुसने दिया गया, 
तो मैंने उस मालिक के पास जाकर हल्ला मचाने की सोची, जिसने मेरी बूढ़ी माँ को मार 
डाला था। ' बुढ़िया की तनख्वाह भुझे दे, उसके खून के बदले में रुपया दे , मैं उस पर चिल्ला- 
या। भालिक का गरेबान पकड़कर मैं उसे बाहर घसीट लाया। लोग इकट्टे हो गये और उन्होंने 
फ़ैसला मेरे हक़ में किया। मालिक ने मुओे एक गधा दिया। मैं गधे पर बैठकर घर चल विया। 
चलता रहा, अज़ता रहा, रास्ते में मुझे चालीस कारवाँ दिय्याई दिये। कारवा के सरदार 
ने मुझे आवाज़ वी, 'ऐ, सुन , तेरे गे की पीठ पर से काठी सरक गयी है! उतरकर जीन 
के नीचे की गटही ठोक कर ले।' मैंने उतरकर देखा, गधे को पीठ पर घाय हो गया 
था: “अरे सुनना, इसकी क्‍या दवा करूँ?' मैंने उससे पूछा। कारवाँ के सरदार ने जवाब 
दिया , ' यह अखरोट ले और इसे जलाकर , इसकी राख घाव पर सगा दे, ठोक हो जायेगा।' 
हैने अखरोट जलाकर राख गधे के धाव पर बुरक दी। जैसे ही मैंने जीन के गोवे की गद्ी 
ठीक करनी चाही, मुे घाव में से अखरोट का पेड़ उगता हुआ दिखाई दिया। पलक भपकते 
पेड़ बड़ा हो गया और उसमें फूल आ गये। योड़ी द्वेर बाद देखा , अखरोट पक भो गये। “क्या 
करूँ ?' मैंने सोचा। ' अगर मैंने पेड़ पर घरढ़कर उसे हिलाया, तो गधे की कप्तर टूट जायेगी, 
बेहतर यही रहेगा कि अखरोट पत्थर मारकर ही तोड़ूँ।” मैं गधे को खेत में ले आया, जहाँ 
पत्थर नहीं थे। हैंने आस्तोनें ऊँची करके अखरोट के पेड़ पर पत्थर मारने शुरू किये। न तो 
कोई पत्थर ही वापस गिरा और न ही कोई अखरोट जमीन पर गिरा। मैं पत्थर फेंकता रहा , 
पूरी ताक़त लगाकर फ्रेंकता रहा। देखा , पत्थर भी खत्म हो गये। 'अब और कोई चारा नहीं 
रहा, मैं घुद ही चढ़ता हूँ! मैंने फ़ैलला किया। अखरोट के पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ खरबूज़ों 
और तरबूज़ों का खेत दिखाई दिया और उसके एक किनारे पर नहर में पानी कलकले करता 
बहता नजर आया। “यह तरबूज बोने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मैंने सोचा 
और तरबूज के बीज बो दिये। और पलक भपकते तरबूज़ पक गये। वे इतने बड़े थे कि दोनों 
हाथों में नहीं समा रहे थे। मैंने नहर के किनारे मैठकर जैसे ही तरबूज्ञ में चाकू की नोक घुसेड़ी , 
तरबूज़ कट गया और चाक़ू तरबूज़ के अन्दर गिर गया। मैंने ऋुककर उसे निकालना चाहा, 
पर मैं खुद भी उसके अंदर गिर पड़ा। अंदर चाकू ढूँठता रहा। एक आदमी मिला, मैंने उससे 
पूछा , ' भाई , आपने प्ेरा चाकू तो नहीं देखा?” "आप बस जाकू ही खोज रहे हैं?” बूढ़े ने 
पूछा। ' हमारे चालीस कारवां थे और हर कारवां में चालीस ऊंट थे। हम सब बिछुड़ गये, 
मैं किसी को भी नहीं बूँढ पाया।' ऐ , बादशाह , मैं अपनी इस बंदक्रिस्मती के बारे में बताने 
आपके महल आया।” 

ग़रीब नौजवान ने यह कहकर सिर भुका लिया। 

बादशाह सोच में पड़ गया। विद्वानों में से एक खड़ा हुआ और सिर भुकाकर बोला: 

“ जहंशाह , आप इस पिल्ले को दो मोहरें देकर यहाँ से भगा दीजिये। 

पर दरवाज़े की आड़ में खड़ी बादशाह की बेटी ने सारी खात सुन लो थी। वह अपने 
पिता के पास दौड़ी आयो और बोली: 


29 


“ इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दीं। चाहे यह ग़रीब भी क्‍यों न हो, मैं शादी इसके 
साथ ही कहेंगी। ” 

ग़रीब नौजवान ने सिर भुकाकर बादशाह को सलाम किया: 

“ शहंशाह, मैं कुछ सालों से पहाड़ों में अपने मालिक की भेड़ें चरा रहा हूँ। मालिक से 
मेरी दो सौ भेड़ें निकलती हैं। उसने मुझे भेड़ें नहीं दीं और नौकरी से निकाल दिया। 

आप मेरे मालिक से दो सौ भेड़ें वसूल कीजिये , मैं शादी के मौके पर उन्हें आपको नज़र 
करता हूँ।” 

बादझाह ने अपनी बेटी की ज्ञादी ग़रीब नौजवान के साथ कर दी और इस मौक़े पर 
बड़ी शानदार दावत दी। 

हमने भी दावत में छककर खाया-पिया और अपनी मूंछों और दाढ़ी पर खूब घी मला। 


ज़ियाद बातिर 


बहुत दिन हुए एक सुलतान नाम का बादशाह था। उसकी बेटी 
सुंदर, सुशील , बुद्धिमान और विद्वान थी। उसका नाम क़मरखान 
था। 

तौर , बरछी और तलवार चलाने में कोई शाहज़ादी का मुक़ाब- 
ला नहीं कर सकता था। 

बादशाह अपनी बेटी को बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता था। 
क़मरखान से शादी के इच्छुक नौजवानों की कोई गिनती नहीं थी। 
बहुत-से देशों के बादशाहों और जमींदारों के बेटे उससे शादी करने आये, पर सबको उसने 
बस एक ही जवाब दिया: 

“ मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है।” 

बादशाह के महल में एक बूढ़ा दस्तकार काम करता था। वह सब हुनरों में माहिर था। 
उसकी बनायी चीज़ें बादशाह को बहुत पसन्द आती थीं और उसने बूढ़े दस्तकार को सब 
दस्तकारों का सरदार बना दिया। 

उस दस्तकार का एक बीस साल का ब्रेटा था, जो सुगठित और सुन्दर होने के साथ-साथ 
बहादुर और बुद्धिमान भी था। उसका नाम ज़ियाद बातिर था। दूसरे बहादुरों में उसका 
नाम बड़ा मशहूर था। 


४ खान - उज़बेक स्त्रियों व पुरुषों के नामों के साथ लगाया जानेवाला आदरसूचक सम्बोधन। 


30 


दस्तकार ने अपने बेटे को अपना हुनर सिखाना चाहा और बोला: 

“मेरे बेटे , हुनर सीख्र ले: बड़ा होने पर तेरे काम आयेगा।” 

थोड़े समय में हो बेटे ने अपने पित्ता से सभी हुनर सीख लिये। 

पिता अपने पुत्र को देखकर खुश होता , पर उसे यह पता न था कि जियाद बातिर सुन्दर 
शाहजादी के प्यार में तड़पता है, रात भर सोता नहीं, आहें भरता है। 

एक बार कमरखान ने दस्तकार को एक धनुष बनाने का हुक्म दिया। बूढ़े ने काम शुरू 
कर विया और कुछ दिनों में ही धनुष बना हाला। 

पर ज़ियाद बातिर भी धनुष बनाने लगा। काम समाप्त करने के बाद उसने यह धनुष 
अपने पिता को दिखाया। 

उस धनुष पर बेलबूटेदार सिखायट में दो पंज्ित को एक प्रेम-कथिता सिखी थी। 

दस्तकार ने धनुष देखा और हैरत में पड़ गया। ज़ियाद बातिर का धनुष लाजवाब था। 
इस घनुष को हाथ में लेने के बाद कोई उसकी सराहना किये भगैर नहीं रह सकता था। 

बूढ़ा दस्तकार ब्रहुत खुदा हुआ और अपने बेटे का माया चूमकर बोला: 

“४ शाबाश,, मेरे बेटे ! तू इतनी अच्छो तरह मेरे सांरे हुनर सीख गया, अब तू ज़िन्दगी 
में कभी ग़रीब नहीं रहेगा।”' 

दस्तकार ने झाहज़ादी को जियाद बातिर का बनाया हुआ घनुष मेजा। शाहजादी को घनुष 
बड़ा पसंद आया। वह ऐसा हो घनुष पाना चाहती थी। 

शाहज़ादी ने दस्तकार को क़ीमती तोहफ़े भेजे। 

कुछ समय बाद दस्तकार की मृत्यु हो गयी। बादज्ञाह ने जिधाद बातिर को बुलवाया 
और उसे सब दस्तकारों का सरदार बना दिया। 

एक बार बादशाह अपनी बेटी के पास आया और उसने थहाँ दीवार पर बेहद खूबसूरत 
धनुष टंगा हुआ देखा। बादज्षाह ने धनुष को दीवार से उतारकर देखा , उप्तकी बनावट देखकर 
यहुत खुश हुआ और हैरत में पड़ गया। 

अन्नानक बादशाह ने धनुष पर लिखी हुई कविता देखी और पढ़ी; उसने जियाद बातिर 
फो बुलाकर पूछा 

“ यह कविता धनुष पर किस ने लिखी है?" 

“मैंने,” जियाद बातिर ने जयाब दिया। 

“ नमकहराम , तेरे लिए यह क्‍या कम है कि मैने तुके सब दस्तकारों का सरदार बना 
दिया? और तू मेरी बेटी के लिए प्रेमकविता लिखता है।” 

बादशाह आग-बबूला हो गया और उसने जल्लाद को बुलाकर ज़ियाद बातिर को मौत 
की सज्जा देने का हुक्म दिया। 

पर एक वज्ीर ने बादशाह के पैरों में गिरकर नौजवान दस्तकार को माफ़ कर देने और उसकी 
जान बरूदने की प्रार्थना की। बादशाह ने वज्जोर की बात मान ली, पर फिर मी उसने 'जियाद 
बातिर को शहर से निकाल देने का हुक्स दिया। 


उ2 


डियाद बात्तिर लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। वह बहुत दिनों तक स्तेपी और पहाड़ियों 
में चलता रहा और बहुत-से रास्तों पर मटकता हुआ अंत में पहाहों के पास पहुँचा। उसे जगह 
बहुत अच्छी लगी। चारों ओर हरी-भरों घास थी, साफ़ हवा थी, जिसको देखकर उसका 
दिल छुश हो उठा और उसने वहीं आराम करने की ठासी। ज़ियाद बातिर को पास ही एक 
बूढ़ा चरवाहो थोड़े चराता नज्भर आया। उसने अरबाहे के पास पहुँचकर सलाम किया। 

बूढ़े मे देशा कि नौजवान बुरी तरह थक गया है, उसने मद॒क में से निकालकर एक प्याला 
क्रिसिज? उसे दिया। 

“कहाँ से आ रहे हो, बेटा ?” चरवाहे ने पूछा। 

जियाव बातिर ने सारा किस्सा अरवाहे को बता दिया। बूढ़े को उस पर दया आयी और 
उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा: 

“और अब कहाँ जा रहे हो, बेटा? 

“मैं कहां जाऊँगा, अब्या? बेघर कहाँ जा सकता है? जाऊंगा, जहाँ मेरे पैर मुझे ले 
जायें। ” 

बूढ़ा बोला: 

“म यहाँ के लोगों के घोड़े घराता हूँ। में खानदानी चरवाहा हूँ। अगर तुम्हें यह जिंदगी 
पसंद हो, तो तुम मेरे बेटे की तरह रहो।” 

ज़ियाद बातिर को चरवाहे की बात अच्छी लगी। 

“ अब्बा , अगर आप मुझे पनाह दे रहे हैं और इसके अलाया मुझे अंपना बेटा समभकर 
रखना चाहते हैं. तो मैं तहेदिल से आपके साथ रहने को तैयार हूँ।” 

इस तरह जियाद बातिर चरवाहे के पास रहकर घोड़े चराने लगा। वह अच्छी तरह गुलेल 
चलाना भी सीख गया। 

जब कभी जंगली जानवर घोड़ों के भुंड पर हमला करते , जियाद बातिर गुलेल से पत्थर 
का अचूक मिझ्ञाना लगाकर उन्हें खदेड़ देता। 

बूढ़ा अरवाहा बहुत खुश था। पहले जंगली जानयर उसे काफ़ी नुकसान पहुँचाते थे , पर 
ज़ियाव बातिर के आने के बाद से घोड़े भैन से बरने लगे। 

जियाद बातिर की ख्याति दूर-दूर तक फैल गयी। 

जियाद बातिर को अपने धर्मपिता के साथ भोड़े चराता छोड़कर अब आप बादणशाह की 
बेटी शाहज्ञादी कमरखान का हास सुनिये। 

क़मरखान ते किसी को नहीं बताया कि यह जियाद बातिर को प्यार करती है, पर उसने 
अपने दिल में बहुत पहले ही फ़ैसला कर लिया था: 

" अगर मेरे पिता मेरा वियाह करना चाहेंगे, तो मैं केवल ज़ियाद बातिर से ही विवाह 
करेंगी। ४ 


* क्रिमिज- घोड़ी के दूछ से बना एक प्रकार का पेष। 


33 


बादशाह ने जब ज़ियाद बातिर को झहर से बाहर निकाल दिया, तब क़मरखान की जिन्द- 
गी में अंधेरा छा गया। वह्‌ दिन-रात ज़ियाद बातिर के बारे में सोचती रहती और रोती रहतती। 

काफ़ी समय तक ज्ञाहज़ादी ने जपने दिल का दुःख किसी को नहीं बताया। 

उसकी घासीस दासियाँ थों। उनमें से सबसे बड़ी का नाम्र हुमायुं था। 

करमरलान तड़पंती रहो, तड़पती रही और अंत में उसने अपने दिल के वु:ख के बारे में 
हुमायुं को बता ही विया। अपना ग़म भुलाने के लिए क्मरखान अक्सर शिकार पर जाने लगी। 

बसंत के एक दिन कमरखान अपने पिता से इजाजत लेकर दासियों के साथ मर्दाने कपड़े 
पहसे शिकार पर गयी। उन्होंने जंगल में पहुँचकर कई चकोर और दूसरी चिड़ियाँ पारी। 
इसके अलावा उन्हें और कोई शिकार तज़र नहों आया। 

क़रमरखान घोड़ा दौड़ाकर आगे बढ़ी और उसने दूर जासतमान को छूता एक ऊँचा पहाड़ 
देखा। कमरखान पहाड़ की ओर बढ़ी। अधानक तंग घाटी में से एक भेडिया उसकी ओर लपका। 
कमरखान ने तीर चलाकर भेड़िये को मार दिया और उसकी छाल उतारंकर अपनी दासियों 
में से एक को दे दो। है 

क़मरप्लान अपनो दासियों के साथ जागे बढ़ी , तो उसे जंगल में एक हिरण चरता हुआ 
नज़र आया। हिरण के कानों में सोने को बालियां थीं, सींगों पर सोने की मुहरें लटक रही 
थीं और गरदन पर बेशक्रीमती हार थे। कप्ररखान को हिरण नहुत अच्छा लगा और उसने उसे 
पकड़ना चाहा। 

“इस हिरण को पकड़कर मेरे पास ला दो,” उसने दासियों को आज्ञा दी, “पर उस 
पर तीर मत चलाना , कम्ंद से पकड़ना। देखना , कोई हिरण को छोड़े नहीं, और अगर किसी 
ने उसे छोड़ किया, तो मैं उसे शिकार से निकाल द्रेंगी और सारी दुनिया के सायने उसकी 
बेइज्ज़तोी करूंगी। 

दासियों ने कमंद संभाल कर हिरण को घेरना झुरू किया। हुमायुं ने कमंद फेंकी, पर 
तिशाना चूक गया। हिरण झञाहज़ाही के सामने से भागा। क्मरखान ने एक के बाद एक तीन 
“बार कमंद फेंकी , पर हिरण को न॑ पकड़ पायी। उसे अपनी दासियों के सामने बड़ी शरमभिन्दगी 
महसूस हुई और दुःच्न भी हुआ। इस लिए उसने हिरण के पीछे घोड़ा दौड़ाया। 

हिरण तीर की तरह मागा जा रहा था। 

शाहज़ादी का थोड़ा भी हवा से बातें कर रहा था, पर वह हिरण के पीछे हो 
दौड़ता रहा। अंत में, हिरण और घोड़ा दोनों ही थक गये। हिरण हांफता हुआ एके 
गुफ़ा में घुस गया। 

शाहज़ोंवी खुश हुई , उसने सोचा , “ अब इसे ज़रूर पकड़ लूँगी।” यह भी गुफ़ा में चुसी , 
पर थरुफ़ा का एक और रास्ता भी था और हिरण उसमें से निकलकर भाग गया। 

कमरखान ने फिर घोड़ा हिरण के पीछे दौड़ाया। वह थोड़ा दौड़ाती रही, दौड़ातो रहो 
और उस पहाड़ के पास आ पहुँची , जहाँ जियाद बातिर घोड़े चरा रहा था। 

ज़ियाद बातिर ने जब देखा कि कोई घुड़सवार हिरण का पीछा कर रहा है, तो उसने 


4 


निशाना लगाकर गुलेल से पत्थर मारा। पत्थर निश्ञाने पर लगा और हिरण का एक सींग 
टूट गया। हिरण जमीन पर गिर पड़ा। 

क़मरखान आग-बबूला हो गयी और तलवार निकालकर बोली: 

“ऐ, गुस्ताख चरवाहे! अगर मैं हिरण को भारना चाहती , तो मैंने उसे बहुत पहले 
हो मार दिया होता। मैं उसे झिंदा पकड़ना चाहती थी। दूसरे के शिकार पर निश्ञाना लगाने 
की तेरी मजाल कैसे हुई?" 

अच्चानक चअट्टास के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर निकलकर उस पर मझपटा। 

शाहज़ादी का घोड़ा डरकर पोछे मागा। कमरखान घोड़े से गिर पड़ी और अपनी ही छल- 
यार से उसका हाथ घायल हो गया। 

जियाद बातिर ने शेर को देखते ही गुलेस में पत्थर लगाकर निषाना साधा। 

जैसे ही शेर ने शाहजादी पर छल्लाँग लगानी चाही, वैसे ही पत्थर उसके सिर में लगा। 
दोर वहीं ढेर हो गया। पु 

जियाद बातिर दौड़कर शाहज़ादो के पास पहुँचा, उसने देखा एक नौजवान बेहोश पड़ा 
है और उसके चेहरे पर नक़ाब है। 

जियाद भात्र ने तुरंत अपनी क़मीज़ उतारी और एक आस्तीन फाड़कर क़मरखान की 
मरहम-पट्टी की। 

० बेचारे नौजवान की जान बचानी चाहिए,” उसने सोचा , “अगर यह बेकार ही मर 
गया , तो बहुत बुरा लगेगा।” 

जियाद बातिर ने पानी लाकर घायल के चेहरे पर उसके छोटे दिये, पर कोई फ़ायदा 
नहीं हुआ। “नक़ाब हटाना चाहिए,” जियाद बातिर ने प्तोचा, “ जिससे यह थोड़ा बहुत 
पानी पी सके। 

उसने नौजयान का नक़ाब हटाया , तो काले-काले घुंघराले बाल बिखर गये और जियाद 
बातिर ने.देखा कि सामते उसकी प्यारी कमरखान बेहोश पड़ी है। 

इस' बअप्रत्याक्षित बात और दुःख के मारे जियाद बातगिर बेहोश होते-होते बच्चा। 

“ मेरी प्यारी, आंबें खोलो, मुझे मत तड़पाओ। तुम मुझे मार डालना ऋाहती थीं, 
मार डालो। पर ऐसे बेजान मत पड़ी रहो, आँखें खोलो , ”' जिया बातिर मन-ही-सन यह कहता 
हुआ माफ़ी : माँगता रहा। 

थोड़ी वेर जद लड़की को होक्ष जाने सगा। उसने आंखें घोलकर देखा - चरवाहे की आंचों 
से आँसू बह रहे हैं, ध्यान से देखा , तो अपने प्यारे जियाद बातिर को पहत्नान गयी और फिर 
बेहोश्न हो गयी। 

एक-एक करके दासियाँ वहाँ पहुँचने लगीं। उन्होंने देखा एक शेर मरा पड़ा है, शाहजादी 
बेहोक्ष पड़ी है और कोई चरवाहा उसके ऊपर भूका हुआ उसके चेहरे पर पानी के छीटे दे 
रहा है। 

लड़कियाँ जल्दी से घोड़ों से उतरीं। हुमायुं शाहज्ादी का सिर अपनी गोदी में रखकर 


35 


टोने लगी , उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी और घाव पर दवाई लगाने लगी। क़मर- 
खान को होश आया। है 

लड़कियाँ फ़ौरन शाही महल लौट जाना चाहती थीं, पर फ़मरलान तैयार नहीं हुई: 

“जब तक मेरा भाव ठीक नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहों नहीं जाऊंगी।” 

वहां एक चहत्रमा था और चदमे के पास दो छायादार पेड ये। न 

दासियों ने शाहज़ादी को पेड़ों के नोचे लिटा दिया। क्षाहजादी सोचमे लगी, " ज़ियाव 
मातिर ने मुझे पहचाना या नहीं?" 

उसने कटाप्त भरी आवाज़ में पूछा: 

“आप कब से यहां चरवाहे का काम कर रहे हैं?” 

जियाद बातिर सोचने लगा, “मुझे मार डालना चाहती है, चाहे मार दे , कुछ भी हो, 
मैं सच ही कहूँगा," और बोला: 

“उस समय से जब से आपके पिता ने मुझे देशनिकाला दिया था।” 

शाहज़ादी जियाद बातिर से माफ़ी घाँगसे लगी: 

“ गलती प्री थी। मैं अपने पिता को रोक नहीं सकी।” 

ज़ियाद बातिर बहुत छुश हुआ और अपने धर्मपिता को बुलाने गया। 

“' हमें अपने प्यारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए , ” बूढ़े चरवाहे ने कहा। 

वह गाँव से एक बड़ा देग लेकर आया। पाँच मेड़ें काटकर उसने पुलाव पकाया, सारी 
लड़कियों को खिलाया और उनको क़िमिज्ञ मी पिलाया। 

इस तरह पन्द्रह दित बीत गये। शाहज्ादी का घाव ठीक होने लगा। 

अब शाहजादी के पिता का हाल सुनिये। 

क़मरखान को शिकार पर गये एक महीना बीत चुका था , पर उसकी कोई खबर नहीं थी। 

बादशाह ने एक बहादुर को बुलाया और बोला: 

“/ ज्ाहजादी की एक महीने से कोई खबर नहीं मिली है, तुम जाकर पता लगाओ, यह 
कहाँ है। उसे बूँढकर महल में साओ।" 

यह बहादुर काफ़ी पहले से शाहुआदी से शादी करना चाहता था इसी लिए वह ईमानदारी 
से बादशाह की सेवा कर रहा था। ऐसा हुक्म मिलने पर बह बड़ा खुश हुमा, और फ़ौरन 
यात्रा के सिए तैयार हो गया। उसने अपने साथ कुछ सैनिक सिये, पाराब लो कलौर सफ़र पर 
अल पढ़ा। 

पाँच दिनों की यात्रा के बाद उसने शाहज्ादी को ढूँड लिया और देखा - वह पेड़ के नीचे” 
बैठी जियाद बातिर के साथ बातें कर रही हैं। यह देखकर बहादुर को बढ़ा दुःख हुआ। 

पर अपशब्द कहकर शाहआदी को नाराज़ करने को उसे हिम्मत नहीं हुई। वह घोड़े से 
उतरा और अभिवादन करके बोला: 

” आपके पिता बहुत परेझान हो रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको ढूँठने के लिए भेजा है।” 

उसे लाना परोसा गया। बहादुर ने शराब की सुराहो निकाली। लड़कियों ने शराब ढाली। 


ऊ 


शराब के दो प्याले पीते ही बहादुर को नशा चढ़ गया, उसकी आंखें लाल हो गयीं, नसों में 
खून उबलने लगा। वह जियाद बातिर को घिढ़ाने लगा, उसकी हर बात में मीन-मेख निकालने 
लगा। 

“तुम भेरी बात क्‍यों काट रहे हो?” भंगढ़ालू बहादुर कहने लगा और उसने उठकर 
जियाद बातिर के एक धूंसा मारा। ज़ियाद बातिर को बड़ा बुरा लगा, उसने ईंट का जवाब 
पत्थर से दिया। 

बहादुर के मुँह से झाग निकलने लगे और वह वहीं देर हो गया। 

सैनिक जियाद बातिर पर टूट पढ़े और जमकर लड़ाई शुरू हो गयी। 

जियाद बातिर ने सबको मार भगाया और णाहज़ादी से कहा: 

“ अब मेरे लिए यहाँ रहना खतरे से सासो न होगा। चसो किसी दूसरे देधा भाग चलें।” 

क्हज़ादो ने दासियों को बावक्षाह्‌ के पास लौट जाने का हुक्म दिया और कहा: 

“ अगर पिता जी मेरे बारे में पूछें, तो कह देवा कि क्रमरखान दूसरे देश चली गयी। ” 

सारी लड़कियाँ रोती हुई शहर बापस आायीं। 

उधर जियाद बातिर और शाहज़ादी चरवाहे धर्मपिता से विदा सेकर घोड़ों पर सवार 
होकर सफ़र पर चल पह़े। वे रास्ते में पड़ाव डालकर शिकार करते और फिर आगे बढ़ते। 

इस तरह कुछ दिनों बाद वे हिरात नाम के शहर पहुँने। वहाँ बादशाह हुसैन पिर्ज़ा राज 
करता था। 

ये एक सराय में झहरे। जियाद बातिर एक लोहारखाने में काम्त करने लगा। कुछ दिनों 
बाद उन दोनों ने ज्ञादी कर लो। 

एक बार एक अमीर आदमी ज़ियाद बात्तिर के पास आया और बोला: 

“ आप लोगों को सराय में रहने की क्‍या जरूरत है, मैंने आपके लिए अपने मोहल्ले में 
एक मकान ढूँढ़ लिया है।” 

ज़ियाद बातिर को मकान पसंद आ गया। अपनी तनख्याह में से बचे पैसे जियाद बातिर 
ने उस आदमी को दिये और अपनी पत्नी के साथ नये घर में रहने लगा। 

उस अमीर का एक नौकर डाक्‌ था। अभीर ने उसको बुलाया और बोला: 

“ आज शाम्र को कहीं मत जाता , मुझे तुमसे काम है। " 

और आधी रात को वह डाकू को लेकर ज़ियाद बातिर के घर आया। जमीर ने ज़ियाद 
बातिर के सो जाने के जाद उसकी हत्या करके कमरखान को उड़ा ले जाने की योजना बनायो। 

पर कप्रप्ान ने कदमों की आहूट सुगकर ज़ियाद बातिर को जगा दिया। ज़ियाद बातिर 
ने अपने घर के सामने दो आवशियों को छड़े देखा। 

बह अपने तकिये के सोचे से खंजर निकासकर डाकू से भिड़ गया। और क़मरखान ने 
लपककर अमीर के मुंह पर ऐसा घूंसा मारा कि उसका गाल हो सूज गया। जियाद बातिर ने 
नौकर को मार डाला, उधर क्षाहजादी अमीर को ज़प्तीन पर गिराकर उसका गला घोटने 
लगी। 


उा 


अमीर प्राणों की मीख माँगने लगा: 

“मुझे छोड़ दो, रहम करो!” 

जाहज्ादी ने सोचा, “ इसे मार हालना चाहिए,” पर जियाद बातिर बोला: 

“' ठीक है, छोड़ दो इस नीच को । माग यहां से और फिर कमी ऐसी हरकत मत करना। ” 

अमोर सिर पर पाँव रखकर भागा। धर पहुँचते ही उसके दिमाग़ में ख्याल माया: मैं 
क्यों न बादशाह के पास जाकर शिकायत करूँ? अपने सूजे हुए गाल पर पट्टी बाधकर बह महल 
में पहुँचा। 

बादशाह दुसैन मिर्जा दरबारियों से घिरा हुआ अपने तस़त पर बैठा या। 

अमीर ने आकर शिकायत की: 

“ शहंशाह , कुछ दिन हुए मीच खानदान का एक आदमो एक लड़को लेकर अपने शहर 
में आया है। पैंने उसे ईमानवार आदमी सप्रभकर उसके सिए एक भ्रकान का बंदोबस्त कर 
दिया। पर उसने मुझे बुरी तरह पीटा और भायल कर दिया ... हुजूर, आप उस नीच और 
आवारा आदमी को सज़ा दीजिये, उसे शहर से निकाल दोजिये। 

हुसैन पिर्जा ग्रस्सा होकर बोला 

“ ऐसे आदमो को झहर से निकाल देना कम्र होगा, उसे मौत को सज्ा मिलनी चाहिए। 
और उसने अपने सैनिकों को जियाद बातिर को पकड़कर लाने भेजा। 

सैनिकों ने जाकर जियाद बातिर व क़घरखान को पकड़ लिया और उनके हाथ-पैर बांधकर 
महल में घछसीट लाये। कमरखान को देखते ही हुसैन मिर्जा दुनिया में सब कुछ भूल गया और 
जियाद बातिर से बोला: 

* तुम इतनी छूबसूरत लड़की को कहाँ से ले आये ? तुम जरूर इसे कहीं से उड़ाकर लाये 
हो। 

“आप उसी से पूछिये ,” जियाद बातिर ने जवाब दिया। 

“ इस खूबसूरत लड़की को यहाँ छोड़ दो और तुम यहां से चले जाओ, ” उसने जियाद 
यातिर से कहा। 

पर जियाद बातिर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। 

बादशाह आग-बबूला हो गया। उसने जल्लादों को बुलाया और जियाद बातिर को मौत 
की सजा देंने का हुक्म दिया। 

जल्लाद ज़ियाव बातिर को मौत की सजा देने से गये। रास्ते में उसने फंघों को भटका 
वेकर रस्सी तोड़ दो और सारे सैनिकों को मारकर अपने मालिक लोहार के पास भाग गया। 

ज़ियाद बातिर ने उसे सारा किस्सा सुसाया। लोहार ने कहा: 

“ यहाँ से घोड़ी दूर एक गुफा है, तुम उसमें छिप जाओ और मैं शहर जाकर पता लगाता 
हैं, लोग क्या बातें कर रहे हैं। कल मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें सब कुछ बताऊँगा।” 

अब शाहज्ादी का हाल सुनिये। 

पहले बादशाह उसके साथ ढंग से बातें करता रहा, उसे सम्भ बाग दिखलाता रहा: 


उ8 


“ मे तुम्हें सोने में पीली कर दूँगा। तुम्हारे पास सारी झाहज़ादियों से- ज्यादा घन-दौलत 
होगी। तुम मेरी चौथी बीवी बनकर मेरे महल में रहो। 

पर क़मरखान टस से मस न हुई। 

बादशाह और फ्यादा गुस्सा हुआ। उसके बाग में जमीन के नीचे एक चोर-जेल थी, जिसके 
बारे में किसी को पता नहीं था। 

बादशाह ने क्मरखास को उस जेल में कैद कर दिया। जब बादशाह ने सुना कि जियाद 
बातिर भाग गया है, तो उसने शहर के सारे दरवाजे घन्द कर देने और उसको दूँठकर पकड़ 
लाने का हुक्म दिया। जियाद बातिर को कोने-कोने में खोजा गया, पर वह कहीं 
नहीं मिला। 

ज्ञाम होते ही लोहार गुफ़ा में आया, जहाँ जियाद बातिर छिपा था और वे सलाह करने 
लगे कि आगे क्‍या किया जाये। सोहार थोड़ी देर सोचकर बोला: 

“ बादशाह का अलोबोर नवाई नाप्त का एक वज्धोर है। तुम्हें उसके पास जाकर अपनो 
मुसोबतों के बारे में बताना चाहिए। वह न्यायप्रिय आदमी है . मुसोदत में तुम्हारी मदद करेगा।" 

“अच्छा , ” जियाद बातिर बोला, “ऐसा ही कहूँगा। 

आधी रात में वह गुफ़ा से निकलकर अलोीक्षेर नवाई के घर पहुँचा , दरवाज़ा खटखटाया 
और बोला: ह 

“ मैं नवाई का यञ्ञ सुनकर बहुत दूर से उनसे सलाह माँगने आया हूँ। मुझे उनसे मिलने 
दीजिये। ” 

हमेशा की तरह अलीशेर अभी तक सोये नहीं थे। वह काफ़ी रात गये तक और कभी- 
कभी तो सुबह तक कविताएं लिखते रहते थे। उनके नौकर ने उनके पास आकर कहा: 

“ कोई नौजवान काफ़ी दूर से आपसे सलाह माँगने जाया है।" 

“उसे अंदर आने दो,” अलोशेर नवाई बोले। 

जियाद बातिर ने अंदर आकर सलाम किया और बैठकर अपनी सारी, मुसीबसें मलीशेर 
नवाई को सुनायीं। 

नवाई ने उसे तसल्ली दिलायी: 

“तुम घबरामो मत। बादक्षाह क्रमरखान को नहीं मारेगा। कल मैं उसके बारे में पता 
लगाकर तुम्हें बताऊंँगा। " ई 

दूसरे विन असीक्षेर सवाई ज्ञाही महल में गये और उसके बाग़ में चुसे। उन्हें तो पता ही 
था कि वहाँ जमीन के नीचे एक जेल है। 

बाग् में धूमते-घूपते उन्हें मालो मिल गया। माली ने अलीक्षेर मताई फो भुककर सलाम 
किया और उन्हें एक गुलदस्ता भेंट किया। मालो बाग़ और जेल दोनों की देखभाल करता 
था। पर इस बारे में किसी को मालूम नहीं था। 

अलीक्षेर नवाई ने मासी से पूछा: 

“ लहचाने में जो खूबसूरत लड़की कैद है, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम है?” 


39 


“ मालूम है, हुजूर, ” माली बोला। “खुद बादक्ाह ने उसे सहलाने में डालने का हुक्स 

दिया है।” 
 अलीशेर तवाई ने घर पहुंचकर जियाद बातिर को बताया कि क़मरखान सहो-सलामत 

है। इसके बाद अलीशेर नवाई ने अपने आदमियों को बादशाह के बाग तक एक सुरंग खोदने 
का हुम्स दिया। 

तीन दिन में सुरंग शोदकर क़मरलान को जेल में से निकाल लिया गया। उसे असीशेर 
नवाई के घर ले आया गया, जहाँ उसके रहने का इंतज़ाम पहले से ही कर दिया गया था। 

लवाई ज़ियाद बातिर से बोले: 

/ मेरे घर में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्त लोग आराम से रहो।” 

ज़ियाव बातिर और क़मरखान तवाई के धर में तीन साल रहे। 

क़मरखान ने एक बेटे को जन्म दिया। बह अब पैरों भी चलने लगा था। 

एक बार अलीझेर नवाई बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक लड़के को पानी में 
बैठे छष्छप करते देश्षा। उन्होंने उसे गोदी में उठाकर कुछ फूल दिये। दरवाज़े के पास पहुँचते 
हो उन्होंने ज्ियाद बातिर को ये शब्द कहते सुना: 

“/ प्रेरी प्यारो क्मरखान, मत रोजो, मैं जानता हूँ, तुम्दें अपनी माँ की याद सता रही 
है ... मत रोओ ... चुप हो जाओ ... अपने देझ को याद करके मेरा दिल भी सड़पता है...” 

अलोझेर नवाई यह सब सुनकर अंदर आये। क़मरसान आंसू पोंछकर छड़ी हो गयो और 
उसने भुककर अलीशेर नवाई को सलाम किया। नवाई बोले: 

“ तुप्र दुःख्ची मत्त होओ। बस एक महीना और सबर करो , फिर मैं खुद तुम दोनों को लेकर 
तुम्हारे देश जाऊँगा और तुम्हारे पिता को सब कुछ समझा दूँगा।” 

एक महीना गुजर भया। अलीशेर नवाई ने बादशाह से दूसरे देश के दौरे पर जाने की 
इजाज़त माँगी और चार वफ़ादार नौजवानों को बुलाकर सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। उन 
ज्ञारों नौजवानों ने सफ़र के एक हफ़्ता पहले क्रमरखान और ज़ियाद बातिर को चुपचाप शहर 
से निकालकर पहाड़ों में छिपा दिया। अलोशेर मवाई अपने सफ़र का सामान जमा करके चल 
दिये। रास्ते में उन्होंने पहाड़ों में जाकर क्रमरखान और जियाद बातिर को अपने साथ ले लिया। 

वे काफ़ी दिन चलते रहे और लंबे सफ़र के बाद कमरछान के देश पहुँचे। बादशाह को 
जब अलीप्ोर नवाई के आने की खबर मिली तो उसने अपने सैतिकों को उनकी अगवानी करने 
भेजा । 

अलीशेर नवाई के आने के कुछ दिस बाद बादशाह ने उन्हें अपने महल में बुलाया। 

” आपका स्वागत है,” बादशाह बोला , “ कहिये कैसे आना हुआ ? ” 

अलोकझ्षेर नवाई ने जबाब दिया: 

”हैं आपके पास दो क़मूरबार लोगों के लिए माफ़ी साँगने आया हूँ। अगर आप उ्हें 
माफ़ कर देंगे, तो मैं कुछ दिन आपके यहाँ ठहरूगा और माफ़ नहीं करेंगे, तो फ़ौरत असा 
जाऊँगा। 


40 


बादक्षाह बोला: 

“है महान नवाई, अगर उन कसूरवारों ने मेरे पिता की हत्या भी की होती, तोमी मे 
उन्हें माफ़ कर देता, इस लिए कि आप उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे बताइये , ये कौन 
हैं?" 

तब अलीशेर नयाई ने क्रमरखान और ज़ियाद बातिर को खाने का हुक्म दिया। क़मर- 
खान आयी और पिठा के सीने से लिपट गयी। बादक्षाह खुशी के मारे बेहोश हो गया। वह 
बहुत दिनों से सोच रहा था कि उसकी बेटी मर अुकी है। बावशाह को होश में लाया गया , 
सो यह रोते-रोते पूछने लगा; - 

“मेरी बेटी , तुम कहाँ चलो गयी थों ?" 

उसी समय ज़ियाव बातिर भी था पहुँचा। बादशाह उसे मौत को सजा देना चाहता था, 
पर अलीक्षेर नवाई ने उसका वायदा याद दिलाया। बावशाह को एक मामूली अरवाहे जियाद 
बआतिर को अपना दामाद मानने को तैयार होगा पड़ा। 

अलीशेर नवाई कई दिनों सक बादष्याह के मेहमान रहे और फिर अपने घर हिरात लौट 
गये। 

कियाद मातिर और क़मरलान ज़िन्दगी मर उनका एहसास नहों मूले। 

ज़ियाद बातिर ने सबसे पहला काम उस बूढ़े चरवाहे को बुलवाने का किया , जिसके साथ 
वह पहाड़ों में घोड़े चराता रहा था और उसे अपने छायादार बाग़ में शरण दी। 

जिथाद बातिर जोयन मर सीघे-सादे लोगों को प्यार करता रहा और गरीबों, भूखे-नंगों 


की मदद करता रहा। 
हि“ 


कहते हैं कि बहुत दिन हुए हिरात और समरकंद में हुसैन बायक़रा 
सास का बादयाह राज करता था और विद्वान कवि अलीशेर सवाई 
उसके बड़े वजद्धीर थे। 

यह भी कहा जाता है कि बचपन से हो बादणाह और वज़ीर 
में बड़ो गहरी दोस्ती थी। हुसैन अलीशेर से बाल किये या उसे 
देखे बिमा एक दिन मी नहीं रह पाता था। हुकूमत का कोई भी 
काम हुसैन विद्वान अलीशेर की ससाह सिये बगैर जहीं करता था। 

एक बार जब बादशाह छ्षिकार पर जाने लगा, तो अशीक्षेर ने उसके साथ ग जाने का 
बहाना बनाया और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही झहर के एक दूर के मुहल्ले की ओर 


3 ॥ 


चल दिये। बड़े वजद्धीर के इस रहस्यमय अकेलेपन के दो कारण थे: विद्वान अलीशेर को शिकार 
जैसा क्र और खूनी मनोरंजन पसन्द नहीं था, दूसरे, एक अनजानो सुन्दर लड़फी की आंखों 
की खूबसूरती ने उन्हें मोह लिया था। चालोस दिन हुए पुहब्बत का तीर वद्भीर के दिल में 
लग चुका था। 

वसंत के एक दिन एक शांत गली में से गुजरते हुए अलीशेर नवाई ने कुछ सरसराहट-सी 
सुमी और अनायास ऊपर को ओर देखा। उनकी आदचर्यत्रकित आंखों को एक इतना लूबसूरत 
चेहरा सशज़र आया, जिसको तुलना में चाँदनी भी उतमी हो फीकी लगने लगी, जितना कि 
सोने की चमकती मोहर के पास पड़ा भोरज्ा खाया तबि का बटन। 

पर आपचर्यच्नकित हुआ असीशेर इस अनिश सुंदरता का आनंद केवल क्षण भर के लिए 
हो ले पाये। वह खूबसूरत चेहरा इतनी जल्दी आंखों से ओभूल हो गया, जैसे वह वहाँ कभी 
था ही गहों। 

अलीशेर नवाई आदवजच्र्यत्रकित और परेशान होकर वहाँ से अले गये, पर उन्होंने दूसरे 
दिम उसी गली में से उसी समय इस तरह निकलने का फ़ैसला किया, जैसे वह संयोगवशा 
वहाँ से गुजर रहे हों। 

उस दिन से अलीशेर अपनी नींद और दिल का चैन थो बैठे। वह हर रोज़ उस मुहल्ले 
में जाते, जहाँ वह आकर्षक आंखोंवाली लड़की रहती थी, पर उसके बाद वह उन्हें दुबारा 
दिखाई नहीं दी। 

फिर मी अलीक्षेर ने अपने वफ़ादार नौकरों से पता लगवा लिया कि वह सुंदरी एक मामूलो 
जुलाहा अबू सलीह की बेटी है और उसका नाप्र गुली है, जिसमें गुल जैसी सुगंध है। 

काफ़ी देर सोच-विचार करने के बाद अंत में अलीकेर ने लड़की के पिता से मिलकर बात 
करने का फ़ैसला किया। 

अबू सलोीह के घर पहुँचरकर अलीशेर ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। 

“कौन है?" 

/ एक मुसाफ़िर। 

“भुसाफ़िर, तुम्हें क्या चाहिए? 

" क्या आदरणीय अबू सलीह घर पर है?” 

दरवाज़ा शुला और स्वयं अबू सलीह बाहर आया। 

बड़े वज़ोर को अपने सामने छड़ा देखकर गेचारा जुलाहा चबरा गया और काॉपने सगा, 
क्योंकि उस ज़माने में शासकों के दर्शन से केबल दुः्व और कष्ट ही मिलते :पे। 

पर अलीएोर ने नज़्तापूर्वक सिर भुकाया और अंदर जाने की हजाजत म्रांगी। 

हक्का-बकक्‍्का हुआ और अभी तक काँपता हुआ अबू सलीह वज़जीर को अपने घर के अंदर 
लेकर आया और उसे सम्मानपूर्वक बिठा दिया। 

असीक्षेर मे हिचकिच्राहट के कारण और जबू सलीह ने डर और घबराहट के कारण केवल 
एक दूसरे का अभिवादन किया और काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे। 


42 


बंत में जब अलोशेर ने देखा कि बात ज़रा भी आगे नहीं बढ़ो है, तो वह उठ ब्टे हुए 
और आदरपूर्वक सिर भूकाकर बोले: 

“ आदरणीय अबू सलीह , युझ तुच्छ को आपका दामाद बनने को आज्ञा दीजिये।” 

अन्नभे में पड़े अबू सलीह की आवाज़ ही बंद हो गयी। वह कमी सपने में भी नहीं सोच 
सकता था कि उस जैसे मामूली जुलाहे की लड़की के साथ , भाहे वह कितनी ही सुंदर क्‍यों 
ने हो, शाही तख्त के आधार और रक्षक स्वयं बज्शीर अलीपोर नगाई क्लादी करना चाहेंगे। 

वह लुणी से फूला न समाया और सिर भुकाकर असीशेर से बोला: 

“सरकार , हमारे परिवार का सब कुछ जापके हाथों में है। हमारे लिए यह बड़े सम्मान 
की बात है कि आप एक तुक्छ जुलाहे की बेटी से झ्ञादी करना चाहते हैं।" 

“पर लड़को से पूछ सीजिये, उसकी क्या दच्छा है?” 

“पिता की आज्ञा का: पालन करता बेटी का कर्तव्य होता है!" अबू सलीह कह उठा। 

तब असीशेर सिर भुकाकर बोले: 

/ मैं शरोजत के सारे क्रायवे-कानून जानता हूँ, पर उनके अलाया दिल के अपने भी क़ायदे- 
कानूस होते हैं। प्यार में दबाव ढालमा मौत से मी बुरा होता है। अगर आपकी बेटी ' नहीं ' 
कहे , तो मैं चुपाप सिर भुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। " 

अबू सलोह जनानखाने में गया और बेटी से बोला: 

“बेटी , तेरी क्रिस्मत खुल गयी। तू अब महल में रहेगी। खुद वजीर अलीज्लेर तुझसे ज्ञादी 
करना चाहते हैं। मैंने "हाँ! कह दी है, पर या अल्लाह , वह बड़े अजीब आदमी हैं, वह तेरी 
रजामंदी भी चाहते हैं! बह अपना इरादा बदल दें, इससे पहले तू अपनी रज़ामंदी दे दे। 
उनके आंख के इक्षारे की देर है और हमारे घर , हम सब लोगों और नौकरों का नामोनिशान 
भी बाक़ी न बच्चेगा।” 

गुली मुस्कराकर बोली: “ अपने माँ-बाप का कहना मानना मेरा कर्त्तव्य है। आप बजीर 
से कह दीजिये, मेरी बेटी आपकी लॉडो हैं! 

बूढ़ा खुशी से फूला न समाता असीझ्षेर के पास दौड़ा आया, गोला 

“ मैंने आपसे कहा था न कि गुली बहुत समभवार है। यह राड्ी है!” 

जलोपोर ने उसी दित अगुओं को अबू सलीह के यहां प्रेजा। 

अलीवोर गयाई निस्सन्‍्देह एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात का स्वर यक्रीय 
कर लेगा चाहा कि लड़कों क्या चाहृतो है और हस लिए रोजाना शाम को अपने भावी ससुर 
के घर आने सगे। 

अलीझेषेर और गुली बश्रीबे में भूमते और बिमा किसी रुकावट के अपने प्यार के बारे में 
बातें करते। अलीक्षेर गुली को समर्पित और प्रेम को उच्च भावनाओं से ओतम-प्रोत अपनी नई 
ग़ज़लें उसे सुनाते और गुलो वोस्था* बजाते हुए अपनो कोयस-सी कूकती सुरीखी आवाज़ में 


* दोम्बा- एक भ्रकार का बाद्यवंत्र। 


गीत गाती। लगता था, दोनों युवा प्रेमियों के आनंद की कोई सोमा न थी। 

ज्ादी का दिन नजदीक आ गया था। अलोशेर ने अपनी मंमेतर के पिता को दस हज़ार 
अज्वरफ़रियाँ क़लीन ” के सौर पर दीं। दोनों प्रेमियों की सगाई हो गयी। 

एक दित जब असीशेर अपनी मंगेतर के घर में थे, बादज्ञाह हुसैन ने अपने दरबारियों 
से पूछा: 

“ मुझे अपना दोस्त वज़ीर अलीशेर नज़र नहीं आ रहा है। 

तब छोटा वज़ीर मजेहीन तख्त के नजदीक आकर बोला: 

“ हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक पिछले कई दिनों से हमारे जासूस आपके जज़ोर अलीशेर 
का छाया की तरह पीछा कर रहे हैं, जिससे कि आपकी उसकी नीयत और हरकतों का पता 
रहे। 

“/ हमारे जासूसों भे क्या पता लगाया?" 

“/ हुजूरे आलो, आपकी हुकूमत के हर आदमी की नीयत और मंशा शीशे से ज्यादा साफ़ 
और नेक होनी चाहिए। अलीकेर आपको घोखा दे रहा है।” 

“क्या! उसकी हिम्मत कैसे हुई!" 

“ हुजूर , अलीशेर आपसे तो कहता है कि वह ज्ञाम को रोज़ाना नयी ग़ज़लें लिखता है। 
पर हक़ीक़त यह है कि वह अपना वक्‍त एक बेहद खूबसूरत लड़की के साध गुजारता है। सरकार , 
उसने एक असली हीरा आपसे छिपाकर रखा हुआ है, जो बादशाह के हरम में चार चांद 
लगा सकता है। उस लड़की का नाम गुली है। वह जुलाहे अबू सलीह की बेटी है। 

जब अलीबोर नयाई वहां पहुँचे , तो बादझ्ञाह हुसैन बोला: 

“ हमने शादी करने का फ़ैसला किया है!” 

इस पर अलीशेर ने पूछा: 

“ क्या आपकी मंगेतर खूबसूरत है? क्‍या वह अच्छे खानदान से है?" 

“ वह खूबसूरत है और उसका बाप एक इक्ज़तदार आदमी है। 

"मुबारक हो, हुजूर।” 

हुसैग बड़े कपटी ढंग से हँसकर तख्त के पास छढ़े अपने दरबारियों से बोला: 

“आप लोगों ने सुना, हमारे बड़े वज़ीर ने हमारी शादी के इरादे को ठीक बताया है। 
हम अपने वोस्त बड़े वज़ोर असीक्षेर को निकाह कराने की ज़िम्मेदारी सौंपते हैं। हमारे दोस्त , 
जस्दी-से-जल्दी तोहफ़े लेकर लड़की के घर जाओ। ” 

अलीदोर को किसो तरह का शक्त नहीं हुआ और वह सिर भुकाकर बोले: 

“ बादशाह का सिकाह तय कराना मेरे लिए बड़ी इज्ज़त को बात है। पर मुझे कहाँ जाता 
है?" 

“ जुलाहे अबू सलोह के घर।” 


* क़लीन- वर पक्ष की ओर से जधू के पिता को दी जानेवाली राष्षि। 


45 


अलोझेर के चेहरे का रंग उड्ध गया और वह सिर भूुकाकर बोले: 
“मैं सरकार का हृबम अदा नहीं कर सकता।” 
बादक्षाह हुसैन गुस्से से आग-बबूला हो उठा। 
यानी , यह सच है कि तुम अपनी हरकतें मुझसे छिपा रहे थे। या तो हमारी हुक्म- 

उदूली को सजा भुगतने को तैयार रहो, या फ़िर उस छूबसूरत लड़की के साथ हमारा निकाह 
तय कराओ। ” 

पर अलोदौर अपने निश्चय पर डटे रहे। वह फिर सिर भुकाकर बोले: 

“एक दूल्हे के लिए अपनी ही मंग्रेतर का निकाह दूसरे के साथ तय कराना नामुमकिन 
है, चाहे वह दूसरा - लुव बादशाह हो क्‍यों न हो। 

यह कहकर वह वहाँ से चले गपे। 

बादशाह हुसैन से फ़ौरन अलीशेर को समरकंद से निकाल देने का फ़रमात जारी कर दिया 
और निकाह को जिम्मेवारी मजेहोल को सौंप दी। 

बुरी सबर लेकर अलीशेर घोड़ा वौड़ाता हुआ जुलाहे अबू सलीह के घर पहुँचा। उसमे 
चघोडा इतनो तेजी से दौड़ाया कि थोड़े के मुंह से काग निकलने लगे। 

बगीचे में महकते हुए गुलाब के फूलों के बीच अलीझेर रोते हुए अपनी गुलो को प्यार 
की बरबादी को खबर सुनायी। 

“ इस दुनिया में लोगों को जुत्म और सितम के कारण कमी चैन नहों मिल सकता, ” 
अलीशेर अपनी बेबसों पर दुःखी होकर बोले। 

“मैं चाहे मर जाऊँ पर हुसैन को बोवों कभी नहों बनूंगी ,” गुली बोली। 

जिस समय वे ये बातें कर रहे थे. अबू सलोह के घर भजेद्दीन बादशाह के तोहफ़े लेकर 
आया। 

निकाह तय करते के लिए आये हुए प्रतिष्ठित आदमी को सम्मानपूर्वक बैठा छोड़कर अबू 
सलोह बगीचे में आधा और अलीकज्षेर की ओर देखे बिता बोला: 

“ बज़ीर मेरा दामाद हों सकता था, पर क़िस्मत की मर्डी यहो कि मैं खुद बादक्षाह का 
ससुर बनूं।” 

इस पर गुली मे थोड़ी देर पहले अपने प्यारे अलीक्षेर को कहे हुए शब्द दोहरा दिये: 

“अं चाहे मर जाऊँ पर हुतैन की बीवी कभी महीं बनूंगी।" 

“ हाथ , हाथ ! ” अबू सलीह कह उठा, ” बादझाह तुम्हारी इन बातों से नाराज़ हो उठेगा। 
वह सेरे घर को जलाकर ख़ाक कर देगा और मेटा नाम्रोनिशान ही भिट जायेगा।" 

अबू सलीह रोता रहा, आहें भरता रहा, अपने और अपने घरवालों को बरबावी से 
बचाने के लिए बेटी को मनाता रहा, पर गुलो अपने निल्‍्रणम पर डटो रहो। 

अबू सलोह जाकर मजेद्दीन के पैरों में गिरा और कहने लगा: 

“ इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गये हैं। उसने ' इनकार ' कर दिया है, पर पैैं आपसे हत्ति- 
जा करता हूं, आप बादझ्ञाह को कुछ मत बताहये। थोड़ो देर में वह समझ जायेगी कि वजीर 


46 


की बीवी बनने से तो बादशाह की लौंडी बनना ज़्यादा अच्छा है। 

सजेह्दीत यह कहकर घला गया कि वह ज्ञाम की नमाज़ के बाद जवाब लेने के लिए दुबारा 
आयेगा। जाने के पहले उसने ऊँची आवाज़ में कहा: 

“मैं कसम खाता है अगर लड़की अपनी मर्जी से न पानी, तो मैं उसकी चोटों पकशकर 
उसे घसीटता हुआ महल में ले जाऊँगा।” 

गुली अपने कमरे में जाकर वहाँ से मुसल्लस* के वो प्याले भरकर ले आयी । उनमें से 
एक ध्याला अपने प्रियतम को देकर उसने कहा 

“ जुदाई मौत से मी बुरी होती है। शराब के हस प्याले में मुझे बावशाह के हाथों का 
खिलौना बन॑ने की बदक्रिस्मती से बचने का रास्ता नज़र आ गया है 

अलोगोर धुली को रोक पाते , इसके पहले ही उससे झ्राब का अपना पूरा प्याला पी डासा। 

“ क्या इसमें हुहुर था?” असीदोर ने पूछा। 

गुलो ने मौन होकर स्वोकृति में सिर हिलाया। तब असीवेर ने भी बिना कुछ कहे अपना 
प्याला पी डाला। 

“ मेरी शुली के बिना मैं जिन्दा नहीं रह सकता,” वह बोले। 

दोनों प्रेमियों के होंठ मिल गये। 

जाम की नमाज़ के बाद मजेद्दीन जुलाहे अबू सलीह के घर आया। पुली ने सोचा कहीं 
निर्दय बादशाह उसके घरवालों को मार डालने और घर मिट्टी में मिला देने की अपनी धमको 
पूरी न कर दे, इस लिए उसने अपने पिता से कहा 

मुझे मंजूर है, पर मेरी एक क्षर्त है- निकाह आज से चालीस दिन के पहले नहीं होना 

चाहिए। 

बादशाह हुसैन ने श्ञादी की तैयारियां ज्ञानदार ढंग से करने का हुक्म दिया और अबू सलीह 
को सिर से लेकर पैर तक सोने से ढक दिपा। अलीशेर को देशनिकाला दिये जाने का हुक्म 
रहू कर दिया गया। 

शादी को वावत के दौरान अलीशेर नवाई एक मुसाफ़िर के वेष में अपनी प्रियतमा से 
विदाई लेने हरम में आये। 

उन्होंने गुली को बीमार पाया। वह बवन तोड़ वेनेवाले बुखार के दौरे में लड़प रही थी, 
पर पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों की चमक सितारों को ठंडी 
जगभगाहट से मुकाबला कर रही थो। 

“ मैं बादशाह की बीवी नहीं बनूंगी,” गुसी ने कहा, “जहर असर कर रहा है और 
मैं घर रहो हूँ।” 

“ भरी प्यारी गुली,” अलीोोर ने रंधे कंठ से कहा, “ यैंने: भो तुम्हारे साथ जहर पिया 


" मुसल्लस - एक प्रकार की अंगूरी झराब। 


47 


था, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है और न ही बीमारी का कोई निशान नज़र 
भा रहा है।” 

तब गुली ने कहा: 

“ जिस दिस से यह दुनिया बनी है, तब से आज तक कमी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने 
प्रियतम को अपने हाथों से जहर पिलाया हो। मेरे महबूब , तुम्हारे प्याले में सिर्फ़ शराब ही 
ची।' 

“मैं. कितमा बदकरिस्मत हूँ,” अलीहेर कह उठे, “तुमे क्‍यों इतनी बेरहमी से 
काम लिया?" 

« प्रियसम , मैंने: ऐसा इस लिए किया कि तुम मुझे कमी न भूल पाओ।” 

उसी क्षण गुली के कमरे में गुस्से में मरा बादशाह हुसैस भुस आया। हिजड़ों में से किसी 
ने दाजतयाले कक्ष यें जाकर उसे अलोझेेर के हरम में आने की ख़बर दे दो थी। बावश्ाह के 
हाथों में संगी तलबार थी। 

“ जिसने भी मेरे हरम की देहरो लांघने की हिम्मत की , ” हुसैन च्रिल्लाकर बोला , “ वह 
परेगा। 

“जरा धीरे बोलिये, उसकी नींद मत ख़राब कीजिये,” पह कहकर अलीशेर ने गुली 
की ओर इशारा किया, “ हुजूर, चलिये, यहाँ से बाहर चलें।“ 

बादशाह हुसैन ने गुली पर नजर डाली और देखा कि वह मर चुकी है। तलवार जमीन 
पर फेंककर बादशाह बाहर चला गया। 

अलीशेर तलवार उठाकर पासवाले कमरे में आये और बोले: 

“अब मेरी इसके अलावा कोई और तमन्ना नहीं रही कि मेरी जिन्दगी का दिया 
भी फ़रामोशी के इस सैलाब में बुक जाये। यह रही तलवार, लो मेरे टुकड़े-टुकड़े 
कर ढालो! ” 

उन्होंने तलवार हुसैन की ओर बढ़ायी। 

कहते हैं कि हुसैन को अपने किये पर बड़ा पछतावा हुआ , और उसने अपने वज़ीर अलीशेर 
का सिर महीं काटा। यही नहीं, उसने अलीशेर को गले लगाकर हमेशा के लिए दोस्ती को 
क़सम खायी। 

, बिढ्ान अलीशेर सलतनत के बड़े गज़ीर बसे रहे। उनकी सलाह के बगैर हुकूमत का कोई 
भी काम नहीं होता था। 

पर यह भी कहा जाता है कि हुसैन मरते दम तक अपने दिल पें अलीक्षेर के प्रति युपमनी 
फिपाये रहा। यह कौन नहीं जानता कि अगसर आदमी उसी का दुएमन हो जाता है, जिसका 
जुरा वह स्वयं करता है। निर्दयी और कायर हुसैन हरता था कि असीधोर किसी न किसी दिन 
उससे ज़रूर बदला लेंगे। 

बादशाह और वजोर के बीच माईचारे और दोस्ती की मावना का अंत हो चुका था। 
इसी वजह से अलीशेर को बहुत जुल्म और मुसीबतें सहनी पढ़ी। 


48 


विद्वान कवि अलीशेर नवाई भरते दम तक अपनी छूबसूरत गुली को प्यार करते रहे। यही 
कारण था कि उनकी नज़र फिर किसी और लड़की पर नहीं टिकी, चाहे उसने खूबसूरती में 
चाँद , सूरज और आसप्रान के सारे सितारों से मुक़ाबला क्‍यों न किया हो। 


सूर्ख बादशाह 


बहुत समय पहले एक ग़रीब आवमी का पुरामा घर गिर गया और 
उसने एक नया घर बनाने का निफच्चय किया। 

घर बन गया, केवल छत डालनों बाक़ी रह गयी थी, पर 
उस ग़रीब के पास पैसों की कमी पड़ गयी। उसने कारीगर से सरकंडे 
की छाजन बिछाकर उसके ऊपर मिट्टी वाल देने को कहा। 

“छत ,” वह बोला, “जब मुझसे बन पडा बनां दूंगा।” 

गरीब अपने अघबने घर में रहने लगा। 

पड़ोस में एक चोर रहता था। नया घर देखकर वह सोचने लगा: “ लगता है, यह गरीब 
घनवान हो गया है, इसने नेया घर बना लिया है। अगर इसके यहाँ चोरो करूँ, तो काफ़ी 
माल हाथ लगेगा!” 

रात को चोर उस ग़रीब की छत पर चढ़ गया और जैसे ही उसने पहला क़दम रखा , 
सरकंडे बिखर गये और वह नीचे गिर पड़ा -सीधा सोते हुए गरीब आदमी के ऊपर। 

ग्ररीन की नींद खुल गयी और वह चोर को पकड़ने भागा, पर अंधेरा था, इस लिए चोर 
भाग निकला। 

चोर को प्ररीम पर बड़ा गुस्सा आया। दूसरे दित वह शिकायत करने बादशाह के पास 
पहुँचा । 

“तुम कौन हो? तुम्हें क्या शिकायत है?” बावशाह ने पूछा। 

“ दानिशमंद बादशाह ! मैं एक घर में चोरी करना चाहता था। मैं उसकी छत पर चढ़ा। 
मगर वहाँ छत की जगह सरकंड़े बिछाये हुए थे। मैं नीचे गिर पढ़ा और मेरा पैर टूटतेन्टूटते 
बचा। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप उस घर के मालिक को सज़ा दें।” 

बादशाह ने मकान के मालिक - गरीब आदमी को बुलवाया। 

“ क्या यह सच्च है कि रात को यह आदमी तुम्हारी छत में से नोचे गिरा था?” उसने 
पूछा। 

“जी, हुजूर, यह सच है,” गरीब ने जवाब दिया, "यह अण्छा हुआ कि यह मेरे ऊपर 
ही गिरा, वरना इसका पैर टूंट जाता।” 


49 


४“ अगर यह सच है, तो मकान मालिक को फांसी दे दी जाये!” बादझ्लाह ने जल्लादों 
ड7 हुक्म दिया। 

ग़रीब गिड़गिड़ाने लगा. 

“हुजूर, मुझे क्‍यों फांसी दी जा रही है, सज़ा तो इस चोर को मिलनी चाहिए।” 

“चुप रहो! तुम्हें मुझे सीख देने की हिम्मत कैसे हुई?” 

ग़रोब ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है और बादक्षाह से न्याय की आशा करना 
बेकार है। 

“/ हुजूर, हसमें मेरा दोष क्या है?” गरीब बोला, “छत तो कारीगर ने बनायी थी, 
उसी ने काम खराब किया है। उसने कमज़ोर सरकंढे की छाजन बिछा दी। 

/ अच्छा, तब इसे छोड़ दो और उस कारीगर को फाँसी दे दो, ' बादशाह ने हुक्म दिया। 

जल्लाद छत बनानेवाले कारीगर को पकड़कर फाँसीधर में ले आये। 

“ मेरी बादशाह से एक इल्सिजा है!” कारोगर गिढ़गिढ़ाने लगा। 

“बोलो ! तुम क्या चाहते हो?" बादशाह ने हुक्म दिया। 

“/ हुजूर , मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। कसर तो उस कारीगर का है, जिसने छाजन बनायी थी। 
उसने छाजन में पतले और कम सरकंडे लगमाये। अगर सरकंडे अच्छे और मजबूत होते, तो 
वे एक आदमी के चलने पर गिरते नहीं।” 

वादझ्षाह ने छत बनानेवाले कारीगर को छोड़ दिया और छाजन बनानेवाले कारीगर को 
पकड़कर लाने का हुक्म दिया। 

“ छाजन तुमने बनाथी थी?” बादज्ञाह ने पूछा। 

“जी,” कारीगर ने जवाब दिया। 

“ इसे फांसी दे दो!” बादझाह चिल्लाया। “सारा क़सूर इसके सरकडों का है। 

“जुल्यूर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ,” कारीगर बोला। “मैं हमेशा मज़बूत सरकंडे 
लगाता था, पर अभी कुछ दिनों से मेरे थड़ोसी को कबूतर पालने का शौक लगा है। उसने 
जब अपने कबूतरों को उड़ाया और वे आसमान में मंढराने लगे, तो मैं उन्हें देखने लगा। 
इसी वजह से घुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने छाजन में कमज़्ोर और कम सरकंडे लगा दिये। 
क़सूरवार तो कबूतरबाज़ है।” 

मादशाह ने कारीगर को छोड़ दिया और कबूतरबाद्ध को बुलाकर उसे फाँसी देने का हुक्म 
दिया। 

“ हुजूर ! मुझे कबूतर उड़ाने और उनकी उड़ान देखने का शौक है। यह कोई बड़ा गुनाह 
नहीं है। आप मुझे फाँसो देंगे, तो मला इससे किसी को कुछ फ़ायदा होगा? एक ग़रीब आदमी 
को मारने से तो क्ञोर को सज़ा देना स्यादा अच्छा, होगा। सोग चैन से जी सकेंगे,” कबूतर- 
बाज ने कहा। 

/ बिल्कुल ठोक ! ” बादशाह ने मान लिया। “सारा क़सूर चोर का है। उसे पकड़कर 
फाँसी दे दो जाये!” उसने हृक्‍्म दिया। 


50 


जल्लाद चोर को पकड़कर फांसी देने लाये। पर फाँसी का तख्ता नीचा था और चोर 
था लंबा। जल्लादों ने चोर को फांसी पर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर ली पर उसके गैर हमेज्ञा 
जमीन को छूते रहे। जल्लाद बादज्ञाह के पास जाकर बोले: 

“ जहाँपनाह , चोर बहुत लंबा है, उसके पैर ज़मीन पर टिके रहते हैं, हम किसी तरह 
उसको फाँसी नहीं दे पा रहे हैं। क्‍या करें?” 

यादणाह गुस्सा हुआ: 

“ इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए तुम मुभसे क्‍यों पूछतो हो? अगर चोर लंबा है, तो 
कया तुप्र लोग चौराहे पर जाकर कोई ऐसा आदमी नहीं ढूँढ़ सकते, जिसका कद छोटा हो? 
क्या तुम्हें इतनी मामूली-लसी बात भी समझ में नहीं आती?" 

जल्‍्लादों ने बाहर आकर देखा, तो उन्हें एक नाटे कद का आदमी कंधों पर आटे का बोरा 
रखे दिखाई दे रहा था। 

“जरे , यह बिल्कुल वैसा ही है, जैसे को बादशाह फांसी भढ़ाना चाहसे हैं।' जल्लादों 
ते फ़ैसला कर लिया: “बादशाह का हुक्स पूरा करना आहिए।" 

वे नाटे कद के आदमी को पकड़कर फाँसी के सख्ते पर ले आये। नाटे कंद का आदमी 
गिड़ंगिड़ाने लगा: 

“ प्रेरा क़ुसूर क्‍या है? आप मुझे किस लिए फाँसी चढ़ाना चाहते हैं?" 

उसी समय बादशाह भी फाँसी का नजारा देखने के लिए आ गया। 

“बादझ्माह से सेरी एक इल्तिजा है!” नाटा आदमी चिल्लाया। 

“बोलो, क्‍या चाहते हो?” बादक्षाह ने पूछा। 

“ जहंशाह ! मैं एक ग़रीब आदमी हूँ। मे शहर में बेचने के लिए पहाड़ों में सूखो टहनियां 
इकट्ठी करता हूँ और बोक भी ढोता हूँ। इस तरह में अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मेरा 
क़सूर क्या है? आप क्‍यों मुफ्रे फाँसी पर चढ़ाना चाहते हैं?” 

“ बेबकूफ़ ! बादशाह गालो देने लगा। “ पुके क्या मालूस तुम क़सूरवार हो था नहीं? 
मुझे तो बस एक आदमी को फाँसी पर लटकाना है। मैं चोर को फाँसी देना चाहता था, पर 
उसका क़द बहुत ऊँचा है और उसके पैर ज़मीन पर टिके रहते हैं। और तुम फांसी देने के 
सिए विस्कुल ठीक कद के हो, नाटे हो। ” 

/ हाहंगाह , “ अभागा आदमी गिड़गिढ़ाने लगा। " क़सूरवार तो लंबा चोर है और आप 
बेचारे बेक़सूर नाटे जादमी फो सख्जा दे रहे हैं। कहां है इनसाफ़ ! अगर चोर ज़्यादा लंबा 
है, तो फांसी के नोचे योडी जमीन खोदने का हुक्म वोजिये।” 

बादशाह सोचता रहा, सोचता रहा फिर बोला: 

"बिस्कुल ठीक है! यह आदमी बिल्कुल ठीक अहता है। इसे छोड़े दो। चोर को फांसी 
पर सटका दो। और उसके पैरों के नोचे पढ़ा बघोद दो। 

जस्लाद फिर चोर को पकड़कर फाँसो पर ले आये और उसके मले में फंदा डालकर उसके 
पैरों के नीचे गढ़ा घोदने सगे। 


5 


जल्दी करो, जल्दी करो! नहीं तो देर हो जायेगी। मुझे फ़ौरन फांसी दे दो! ” चोर 
ते जल्दी मचायी। 
तुम्हें मरने की ऐसी जल्दो क्‍यों हो रही है?” बादशाह को आइचर्य हुआ। 

“ शहंशाह ! अमी-अमी स्वर्ग के बादशाह मरे हैं। स्वर्ग के बादशाह ने मरने के पहले कहा 
था: “जो मरकर सबसे पहले स्वर्ग में पहुँचे, उसे बादशाह बना दिया जाये।' इसी लिए मैं 
जल्दी में हूँ। मगर मुझे फ़ौरन फाँसी दे दी जाये, तो मैं यहाँ पहुँचकर बादशाह बन जाऊँगः, 
अभी तक उनके तख्त पर कोई नहीं बैठा है। मुझे जल्दी से फांसी पर लटका दो!” चोर फिर 
जिल्‍्लाया। 

बादशाह को ईर्ष्या होमे लगी। “ क्‍या स्वर्ग का बावक्षाह बनना मामूली बात है! पं क्‍यों 
न वहां का तख्त संभाल लूँ?” उसने यह सोचकर जस्लादों को हुक्म विया: 

“बोर को छोड़ दो और मुझे फॉसी पर लटका दो! 

“ बादशाह का हुक्म सिर-आँखों पर।” जल्लादों ने कोर को छोड़ विया और उसकी जगह 
मूर्ख बादशाह की फांसो दे दी। 

इस तरह प्रजा को पूर्ख बादज्ञाह से मुक्ति मिल गयी। 


जादू का उण्डा 


बहुत दिन हुए एक बूढ़ा शिकारी अपनी बुढ़िया के साथ रहता था। 
एक बार बूढ़े ने जाल बिछाया और छिपकर बैठ ग्रया। उसके जाल 
में एक बड़ा लक़लक़ फंस गया। 

जैसे ही बूढ़ा लक़लक को निकालने लगा , वह आदमी की आवाज 
में बोल. उठा: 

“ मुझे छोढ़ दो। मैं लक़लकों का राजा हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें 
जो तुम माँगोगे, दूंगा। मेरा घर उन पहाड़ों के पीछे है। तुम जिससे 
भी पूछोगे, वह बता देगा कि मेरा घर कहाँ है। 

बूढ़े ने लक़लक को छोड़ दिया। 

मूढ़ा सुबह जस्दो उठकर लक़लक़ से अपना मुँहमाँगा इनाम लेने चल दिया। बूढ़ा चलता 
रहा, चलता रहा और बहुत-से नदी-नाले और पहाड़ पार करके एक जगह पहुँचा, जहां भेड़ें 
बर रहो थों। 

“ये मेब्ें किसकी हैं?” बूढ़े ने गड़रिये से पूछा। 

“लकलक़ की,” गड़रिपे ने जवाब दिया। 


52 


बूढ़ा आगे बढ़ा , तो उसने देखा घोड़ों का मुंड चर रहा है। 

“ये घोड़े किसके हैं?” बूढ़े ने चरयाहे से पूछा। 

“लक़सक़ के,” उसने जवाब दिया। 

“जरा सुनो , ” बूढ़ा गोला , “ लकलक ने मुझे इनाम देने का बायदा किया है। मैं उससे 
क्या माँगूँ?” 

“ खकलक के पास एक जादू की देगी है। तुम जैसे ही बोलोगे, 'उबल मेरी वेगबी', 
वह उबलने और सोना उगलने सग्रेगी। तुम जादू की वेगची ही माँगना,” अरबाहे ने बूढ़े 
को सलाह वी। ह 

बूढ़ा आगे चल दिया। चलता रहा, चलता रहा, बहुत-से नदी-नासों, भीसों, पहाड़ों 
और मैदानों को पार करके सात दिन और सात रात बाद लकसक के घर आ पहढुँचा। 

सलाम ! ” बूढ़े ने दरवाज़े में कदम रखते हो कहा। 

लक़लक अपनी चोंच बजाकर बोला 

लक-लक | अगर तुमने सलाम नहीं किया होता , तो अब तक मैं सुम्हें खोंच मारकर जिन्दा 
हो निकल गया होता। तुम , शायद , अपना इनाम माँगने आये हो? जच्छा, बोलो क्या चाहते 
हो?” 

“आपके पास जो जादू की देगचो है, उसे मुझे दे दीजिये, ” बूढ़ा बोला। 

लक़लक सोचने लगा। 

“ बूढ़े, तुम देगची लेकर क्या करोगे ? इससे अच्छा होगा कि तुप्त सोने से पूरा मरा थाल 
ले लो, ” लक़लक बूढ़े को मनाने लगा। 

पर बूढ़ा नहीं माना। 

लकलक ने बूढ़े को जादू की देगची दे दी। 

बूढ़ा देशवी लेकर अपने घर चल दिया। 

बहुत-से पहाड़, मैदान पार करके बूढ़ा एक गाँव में पहुँचा और आराम करने के लिए 
अपने एक परिचित के घर रुका। 

“आप जरा हस देगनी का खयाल रखें,” बूढ़े ने अपने परिचित से कहा: “मैं बहुत थक 
गया हूँ, थोड़ी देर सो लूं। आप बस 'उबल, मेरी देगबी ' मत कहना , “ बूढ़े ने चेतावनी दी। 

जैसे ही बूढ़े को नींद आयी, घर का मालिक जोर से बोला: “उबल, भेरो देगची ! 
और देगत्रो सोने की अश्वरफ़ियाँ उगलने लगी। उसने जादू की वेगबी छिपा दी और उसकी 
जगह एक बिस्कुल बैसी ही साधारण देगच्री लाकर रख्ष दी। 

बूढ़े की नींद खुली और वह देगची लेकर आगे चल विया। 

बूढ़ा अपने जाने-पहचाने रास्ते पर चलता हुआ सात विन और सात रात बाद आखिर 
अपने धर पहुँच गया। अन्दर आसे ही उसने कहा! 

“ला, बुढ़िया, चादर बिछा, हमें अभी इतना सोना मिलेगा कि हम बहुत अमीर हो 
जायेंगे। ” 


53 


बुढ़िया ने चादर बिछा दी। बूढ़े ने देगवो चादर के बीच में रखो और ज़ोर से चिल्लाया: 

“ उबल , मेरी देगची ! ” 

पर न देगन्ी में उबाल आया और न ही उसमें से सोना निकसा। बूढ़ा फिर चिल्लाया, 
पर देगशो वैसी ही रश्वी रही। 

बूढ़ा गुस्सा होकर झोर-जोर से लकलक को कोसने लगा: 

“लानत है, लक़लक तुक पर। तूने मुझे घोखा दिया और मामूली देगची दे दी। मैं 
कल जाकर दूसरी त्रोज़ माँगूँगा।” 

दूसरे दिन बूढ़ा सुबह जल्दी उठकर चल दिया। चरवाहे के पास पहुंचकर उसने पूछा: 

“ लक़लक ने मुझे घोखा विया। अब मुझे उससे कौन-सी चीज़ माँगनी चाहिए?" 

चरवाहा सोचकर बोला: 

/ लकलक़ के पास एक जादूई कादर है। उसे जमीन पर रखकर जैसे ही 'खुल जा, मेरो 
जादर ! ' कहोगे , तुरंत उसके ऊपर तरह-तरह के खाने आ जायेंगे। तुम वही चादर माँगना।” 

बूढ़ा लक़्सक़्॒ के पास पहुँचा और घर में कदम रखते ही बोला: 

“सलाम ! 

“ लक-लक , ” लक़लक ने अपनी चोंच बजायी। “अगर तुम ने सलाम नहीं किया होता , 
तो अब तक मैं तुम्हें चोंच मारकर जिन्दा ही निगल गया होता। पिछली बार पैंने तुम्हें जादू 
की देगनी दी थी। क्‍या वह ठीक काम नहीं कर रही है?” उसने पूछा। 

बूढ़े ने लकलक़ को सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा: 

“ तुमने मुझे घोला दिया। जादू की देगची की जगह तुमने मुझे सामूली देगची दे दी। 
इसी लिए मैं अब तुमसे जादूृई चादर माँगने आया हूँ।” 

लक़लक़ ने बूढ़े को जादुई चादर दे दी! बूढ़ा चादर लेकर वापस चल पड़ा। काफ़ी देर 
घलने के बाद वह उसी गाँव में पहुँचा , जहाँ पिछली बार ठहरा था। 

अपने परिचित के घर आकर बूढ़े ने उससे कहा: 

“ मैं बहुत धक गया हूँ, थोड़ी देर सो लूं, तब तक आप इस चादर का खयाल रखिये! बस 
'घुल जा, मेरी चादर” मत कहिये।" 

जैसे ही बूढ़ा सो गया, परित्रित ने आवाज़ दी, “खुल जा, मेरी चादर!” और पलक 
भपकते ही उस पर सत्तर तरह के स्वादिष्ट खाने लग गये। परिधित ने फ़ौरन जादुई चादर 
और श्वाने दूसरे कमरे में छिपा दिये और उसकी जगह एक बिल्कुल वैसी-ही मामूली चादर 
लाकर रख दो। बूढ़े को नोंद छुली , तो वह चादर उठाकर आगे अल दिया। 

घर पहुँचकर यह बोला: 

“आ, बुढ़िया , तू जो हे, तुझे खिसलाऊँगा। बोल, क्‍या चाहिए? अमी तैयार होकर 
भा जायेगा। 

उसने ज्ञादर रखकर आवाज़ दी: 

“खुस जा, मेरी चादर!” 


पर वह कितना ही चिललाया, न चादर खुली और न ही उस पर किसी तरह के पकवान 
आये। 

बूढ़े को बहुत गुस्सा आया। 

“ लकसक ने दूसरी बार भी मुझे घोल्या दिया। कल ही जाकर उससे वूसरी ज्ीज़ माँगूंगा ,'” 
वह बोला। 

दूसरे दिन पौ फटते ही बूढ़ा सफ़र पर रवाना हो गया। 

अरवाहे के पास पहुँचकर उसने सारा ड़िस्सा सुनाया गौर पूछा: 

“ म्रुभे लकलक़ से अब क्‍या माँगता ज्ञाहिए?" 

“मालूम पड़ता है, तुम्हारे दु्मन बहुत हैं,” चरवाहे ने कहा। “तुम लकलक से जादू 
का डण्डा याँगो। जैसे ही तुम बोलोगे, 'मार, डस्डे, पार! ' तुम्हारे सामने कोई भी क्‍यों 
न हो, रुण्डहा उसको मारने लगेगा।" 

बूढ़ा फ़ौरन आगे अल दिया। लकसक़ के घर पहुँचकर यह बोला: 

४ सलाम ! ” हे 

“लक-लक़ , ” लकलक़ ने चोंख बंजाथी। “अगर तुमने सलाम नहीं किपा होता, तो अब 
तक पैं तुम्हें चोंच मारकर ज़िंदा ही नियल गया होता ... फिर किस लिए आये हो? जादू 
की देगची और चादर मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब और क्‍या चाहिए ?” 

“ इस बार भी तुमने मुझे घोखा दिया , ” बूढ़ा कहने लगा। “ जादूई चादर की जगह तुपने 
मुझे एक म्रामूली चादर दे दी। अब तुम मुझे एक असलो चीज़ दो। मुझे वह डणष्डा दो, जो 
खुद ही मार लगाने लगता है। 

“मुझे डण्ढे की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें वह चाहिए तो से लो,” लक़लक ने कहा 
और जादू का रुष्डा बूढ़े को दे दिया। 

बूढ़ा डण्डा लेकर वापस लौटने लगा। चलते-चलते वह उसी गाँव में पहुँचा , जहाँ पहले 
भी ठहूर चुका था। अपने परिचित के धर आकर बूढ़े ने उससे कहा: 

“ज़रा हस डण्डे का खयाल रश्वमा, मैं पक गया हूँ, थोड़ा सो लूँ। बस “मार, हण्डे, 
मार !' मत कहमा।” 

बूढ़े के सोते हो भर के मालिक ने आवाज़ दी, “मार , डष्छे , सार!” 

उसके आवाज देने को देर थी कि डण्डे ने घर के सब लोगों को पीटना छुरू कर दिया। 
चीख-चिल्लाहट सुनकर बूढ़े की नींद घुल गयी! सब रोते हुए बूढ़े के पास आये और माफ़ी 
प्रॉगने लगे: 

“ किसी तरह डच्हे को रोक दीजिये। हमने आपकी जादू की देगवी और चादर चुरा 
लो थो। हमें माफ़ कर दीजिये, हम दोनों चीज़ें आपको लौटा वेंगे। किसो तरह इस ढच्डे 
को रोक दोजिये! ” 

/ डण्डे , रुक जा! ” बूढ़े ने आवाज़ दी और रुण्डे ने पीटना बन्द कर दिया! 

घरवालों ने दूसरे कमरे में से जादू की देशबी और चादर लाकर बूढ़े को दे दी। तीनों 


55 


चीज़ें लेकर बूढ़ा अपने धर की ओर चल दिया। कई नदी-नाले , भीलें , पहाड़ और मैदान पार 
करके सात दिन और सात रात बाद बूढ़ा आलिर अपने धर आ पहेंच्रा। 

देगचो रखकर उसने आवाज़ दी: 

“ उबल , मेरी देगबी ! ” 

देगच्री में उबाल आने लगा और यह सोने की अशरफ़ियाँ उगलने लगी। बूढ़ा-बुढ़िया दोनों 
द्वाथों से भी अशरफ़ियाँ समेट नहीं पाये। 

बूढ़े ने फिर आवाज़ दी: 

“खुल जा, मेरी चादर!” 

चादर खुल गयी और उसके ऊपर सत्तर तरह रे स्वादिष्ट खाने और पकवान आ गये। 
बूढ़े और मुढ़िया ने अपनी डिंदगी में पहले कभी इस सरह का नजारा नहीं देखा था। उन दोनों 
ने छककर छाया और पिया। 

उस देझज्ञ के खान को जब पता मगा कि बूढ़े शिकारी को कहीं से जादू को देगी और 
चादर मिल गयो है, तो उसने अपने वज्जीर को उसके पास भेजा। 

“ जादू की देगवी और चादर हमें दे दे,” वज्जीर कहने लगा। 

बूढ़े ने आयाज़ दी: 

“मार, उण्डे, मार 

डण्डे ने बज्जीर की अच्छी तरह पिटाई कर दो और वह किसी तरह घिसटता हुआ खाली 
हाथ लौट आया। ह 

खान ने सुबह अपनी सात हज़ार फ़ौज लेकर बूढ़े के घर को घेर लिया। 

“ बूढ़े , अगर तुभमें दम है, तो बाहर आकर लड़! ” छान चिल्लाकर बोला। 

बूढ़े ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही आवाज़ दी: 

"प्रार, डच्छे, मार!” 

डण्डे ने खान के सैनिकों को ऐसी मार लगायी , कि वे बड़ी मुछिकल से अपनी जान बंचाकर 
भाग पाये। 

इसके बाद डण्डा खान के पास पहुँचा और उसको भी पीटने लगा। 

खास रोने-चिल्लाने लगा: 

“बूढ़े, अपने इण्डे को रोक वे! मुझे जान से मत सार। 

और बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के आगे खड़ा हँसता रहा: 

“अब तुप्र दुबारा कमी किसी ग़रीब की कब्ीज़ पर अपनी नज़र नहीं डाल सकोगे।”' 

इस तरह बूढ़े क्षिकारो और उसकी पत्नो की सारी हस्छाएं पूरी हो गयीं। 


पक 


बलब॒ल 


बहुत समय पहले एक क्र बादक्षाह राज करता था। कई सालों 
तक वहुँ अपनी प्रजा पर अत्याचार करता रहा और पातनाएं देता 
रहा। वह अपनी प्रजा के मुंह का आखिरी कौर भी छीन लेता था 
और तरह-तरह के कर लगाकर जनता को सूटता रहता था। इस 
तरह उसने इतना सोना-चाँदी और हीरे-जवाहरात जमा कर लिये 
कि उसकी समझ में तहीं आता था कि वे सारी संपत्ति कहाँ छिपाये। 
एक आर बादशाह ने मशहूर कारीगरों को बुजाया और बोला: 

« परे लिए एक चितार का पेड़ बनाओ , जिस का शना नीलप का हो, शाख्राएं घन्द्रकान्त 
मणि की , पत्ते जमुर्रद के और फसल प्रोतियों के हों। और पत्ते इतने धने होने चाहिए कि उनमें 
से सूरज की एक किरण भी छन्कर न आ सके। ” 

बादशाह का हुक्म सुनकर जनता में बड़ा असंतोष फैल गया: 

“ इस तरह का घिनार का पेड़ बनने तक बादशाह हमारे बदन पर से आखिरी चिघड़ा 
भी उतरवा लेगा।" 

बादशाह ने अपनो असंतुष्ट प्रजा पर बड़े अत्याचार किये। उसने कुछ लोगों के सिर घड़ 
से. अलग करवा दिये , कुछ को डिन्‍्दा हो गढ़ों में फिंकवा दिया। 

सात साख में चिनार का पेड़ बनकर तैयार हो घया। 

बादशाह के हुक्म से उसका पलंग बहुमूल्य वेड के नीबे लगया दिया गया और वह वहाँ 
सोने लगा। 

एक बार सुबह बादशाह को अपने दायें गाल पर गरमी-सी लगी, उसमे आंखें खोलीं , 
तो देखा - ज़मुरद के पत्तों में से सेब के बराबर आसमान दिखाई पड़ रहा है और उस छेद 
में से होकर सूरज की किरण उसके गाल पर पढ़ रही है। 

आादक्षाह आग-बबूला हो उठा: 

“किसी ने मेरे चिमार का एक पत्ता चुरा सिया है। जो भी चोर को पकड़कर लायेगा, 
उसे मैं सिर से पैर शक सोने से ढक दूंगा। और अगर चोर नहीं पकड़ा गया, तो सारे 
शहर को जलाकर राज कर दूंगा।” 

बादशाह के दाहिने ओर बैठे वज़ोर ने सलाह दी: 

“आप रात को चालीस सिपाहियों का पहरा बैठा दीजिये। वे औओर को पकड़ सलेंगे।” 

बावधाह ने वज़ोर की सलाह यान सी। 

चालीस हृथियारबंद सिपाही चिनार के चारों ओर पहरा देने लगे। पर आध्ो रात होते 
ही, वे सबके सब घछड़ेछड़े ही सो गये। 


57 


सुबह बादशाह की नींद धुली, तो उसने देा कि चितार के पत्तों में एक और छेद हो 
गया है। बादशाह दतना गुस्सा हुआ कि उसके सिर के सारे बाल सूइयों की तरह खडे हो गये। 

“ जल्सादों को भेरे पास मेजो ,” वह चिल्साया। 

फ़ौरन चालीस काले भुजंग जल्लाद बादशाह के आगे आ खड़े हुएं और अपनी पैनी तलवारें 
म्यानों से निकालकर कहने लगे: 

“ जिसकी मौत आयी है, उसका सिर हम धड़ से असग कर देंगे।” 

सिपाहियों की ओर इक्षारा करके बादशाह बोला: " हनके सिर धड़ से अलग कर दिये 
जायें। ” पर वहाँ बड़े वज़ीर से न रहा गया। 

/ हुजूर, अगर आप हर रोज़ चालीस सिपाहियों को मौत की सजा देते रहे, हमारी साफी 
फ़ौज ही खत्म हो जायेगी। अच्छा यही होगा कि इन सिपाहियों को काल-कोठरी में डाल विया 
जाये और इनकी जगह बिनार के भारों ओर दूसरे सिपाहियों का पहरा बैठा दिया जाये।” 

उन चालीस सिपाहियों को काल-कोठरी में डास दिया गया। 

बादघाह के तीन बेटे थे। 

बढ़ा बेटा बोला: 

“आप मुझे चिनार की रखवाली करने दीजिये। में चोर को पकड़ लूंगा।” 

बादशाह ने अपने बड़े बेटे की बात मान ली। 

बादज्षाह का बड़ा वेटा चिनार की रखवाली करने लगा, पर आघी रात के बाद उसे 
भी नींद आ गयी। मोर होने पर बादछषाह ने देखा पत्तों में हुआ छेद टोपी जितना बडा हो 
गया है। 

बादआाह ने अपने बह़े बेटे को उसी वक्त काल-कोठरी में डलया दिया। 

/ जल्दी मत कीजिये , अब मैं पेड़ को रश्ववालो करूंगा !” बादक्ाह का मेंकला बेटा बोला। 
“ अगर मैं चोर को न पकड़ पाऊँ, तो भुझे भी बड़े माई के साथ मौत की सज़ा दे दी जाये। ” 

पर आधी रात को उसकी पलकें भी मुंद गयीं और. सुबह पत्तों में हुआ छेव एक बड़ी 
रोटी जितना बढ़ा दिखाई दिया। 

गुस्से के मारे बादगाह्‌ की आंखें अंगारों की तरह वहकने खभीं। 

“ जल्लादों को मेरे पास भेजो!..” बहू बिल्साया। 

पर उसी यक्‍्त बादशाह का सबसे छोटा बेटा उसको मनाने सगा: 

/ मुझे तीर-कमान लेकर पेड़ की रखवाली करने की इजाजत दीजिये। मै' खोर को तौर 
से मारूँगा।”” 

बादशाह ने उसे हजाज़त दे दी। 

अंधेरा होने के. बाद छोटा शाहजादा कमान प्र तीर चढ़ाकर पेड़ के नीचे छड़ा हो गया 
और बड़ा चौकस रहा। 

आधी रात के बाद उसे भी नोंद सताने लगी। उसने छुरी निकालकर , अपनो उंगली 
चीरकर घाव पर नमक के साथ मिर्च बुरक दी। दर्द के मारे उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आयी। 


58 


जाहज़ादा पेड़ के पास चौकन्ना खड़ा रहा। घृरज निकलने के पहले अचानक पेड़ पर एक 
अदुभुत चिड़िया आकर बैठी। उसकी चोंव नीलप को यी, पैर चन्दकान्त मणि के, पंख 
मोतियों और मूंगे के थे। चिनार की टहनी पर बैठते ही चिड़िया ने इतनी सघुर आवाज़ में 
गाना शुरू कर दिया कि धरती जौर आकाश उसकी आवाज़ से गूंज उठे। 

शाहजादे को उस आदूभुत चिड़िया पर बड़ी दया आयी, पर फिर भी उसने उस पर तीर 
अला दिया। लेकिन शाहज़ादे का हाथ काँप उठा और तीर लगने से चिड़िया का केवल एक 
पर ही दूटकर गिर पड़ा। उसी अ्रण विड़िया उड़ गयी। 

बादशाह की नींद खुलने पर शाहुज़ादा उसके पास दायें हाथ में तीर-कमान और बायें 
हाथ में ब्िड़िया का पर लिये आया। 

“ देखिये , पैंने उस चिड़िया का पता लगा लिया, जो हमारे चिनार के बहुमूल्य पत्ते तोड़कर 
ले जाती थो। वह मीठी आवाजवाली बुलबुल है। पर मैं तोर मारकर उसे गिरा नहीं पाया। 
बस उसका यह एक पर मेरे हाथ आया है।” 

बादशाह ने पर हाथ में लेकर देखा, तो उसे मालूम हुआ कि उस एक पर की क्रीमत 
उसकी प्रजा पर लगाये गये सात वर्षों के कर से भो ज़्यादा है। 

बादशाह बड़ा खुश हुआ और उसने अपने दोनों बेटों और सिपाहियों को काल-कोठरी 
से आज़ाद करने का हुक्म दिया। 

उसी दिन उसने सारे झहर में मुनादी करवा दी: 

“ जो कोई उस चिड़िया को पकड़कर लायेगा , उसे मैं अपने साथ तख्त पर बैठाकर आधा 
राज दे दूँगा। और अगर चिड़िया नहीं पकड़ी गयी, तो मैं सारे झहर को आग लगाकर राख 
कर दूँगा! 

बाददाह के दोनों बड़े बेटे आदरपूर्वक सिर नवाकर बोले: 

“ आप हमें यह चिड़िया पकड़कर लाने की इजाजत दीजिये! ” 

बादशाह ने उनकी बात मान ली। दोनों बड़े शाहजादे सौदागरों के वेष में शहर से निकल 
पड़े। 

तीन दिम बीत गये। छोटे शाहज़ादे ने सोचा: “मेरे बड़े भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा 
और पिता जी गुस्से में कहर को आम लगाकर राख््र कर देंगे। मुझे जाना चाहिए। /” 

वह अपने पिता के पास जाकर बोला: 

“पिता जी ! मुझे यह काम करने की इजाजत दीजिये। मैं उस जादुई बिडिया को पकड़ना 
चाहता हूँ। आप मुझे इजाजत दें या न दें, मैं जरूर जाऊँगा। 

बावशाह को अपने छोटे बेटे को जाने देने की इच्छा बिस्कुल न ची। पर शाहजादा अपनी 
जिद पर अड़ा रहा। 

बादशाह किसी तरह मी अपने बेटे को जाने से न रोक पाया और उसे सफ़र पर जाने 
की इजाज़त देनी ही पड़ी। 

छोटा ज्ञाहज्ादा तेज़ रफ़्तार परे चलकर एक हफ्ते में ही अपने माइयों से जा मिला। 


59 


तीनों भाई साथ-साथ चलते रहे, चलते रहे और एक ऐसी जगह पहुंचे , जहाँ रास्ता तीन 
दिज्लाओं में बंटता था। हर रास्ते पर एक-एक पत्थर लगा था। पहले पत्थर पर लिखा था: 
“जो इस रास्ते से जायेगा, बह वापस लौटकर आयेगा। ” डूसरे पर लिखा था: “जो इस रास्ते 
से जायेगा, उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा।” तीसरे पत्थर पर लिखा था: 

“जो इस रास्ते से जायेगा, यह यापस नहीं लौटेगा।” 

बड़े भाई ने पहला रास्ता चुना, मंभले ने छतरनाक रास्ता चुना और सबसे छोटे भाई 
ने तीसरा रास्ता चुना। 

तीनों भाई एक वूसरे से विदा होकर अपने-अपने रास्ते पर चल पढ़े। 

मंभला भाई चलते-चलते सोचने लगा: “ इस रास्ते में मुझे खतरे का सामना करना पढेगा, 
पता नहीं, भेरे साथ क्या गुज़रे? क्यों न मैं बड़े माई के साथ चला जाऊं?" यह सोत्रकर उसने 
रास्ता बदल लिया और अपने बड़े भार् से जा मिला। वे दोमों साथ चल पड़े। 

दोनों भाई एक अनजाने शहर यें पहुँचे। उन्होंने धूप में बैठकर दहो खाया और एक दूसरे 
के बालों में कंथी करने लगे। 

यहाँ के बादशाह की बेटी ने अपने छज्जे पर से दोनों माइयों को देख लिया। 

“ क्या इन लोगों को मेरे साभने बालों में कंधी करते हुए शर्म नहीं आती?” उसने अपने 
सन में कहा और गुस्से में आकर अधलाया सेब उठाकर ठौक बड़े भाई के सिर पर निशाना 
लगाकर फेंका। बड़े भाई ने मुड़कर देखा कि छज्जे पर एक खूबसूरत लड़की थड़ी है। 

“ शायद , शाहज़ादी को मुझसे प्यार हो गया है,” बड़े भाई ने अपने मन में सोचा और 
मेँकले भाई के साथ महल के सामने बैठा रहा। 

शाम को ज्ञाहज्ादी की एक नौकरानी उनके पास आयी। 

“आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ से आते क्‍यों नहीं?” 

“ शाहजादी को मुभसे प्यार हो गया है। उसने मज़ाक में मुझे सेव का टुकड़ा फेंककर 
मारा और मुझे देखकर मुस्करायी भी। मैं यहां से क्‍यों उद्ें?” बड़े भाई ते कहा। 

“” यहाँ से फ़ौरन हट जाओ! नहीं तो शाहआदी गुस्सा होकर तुम्हारे सिर कटवा देगी, " 
नौकरानी ने उन्हें डराया। 

दोनों भाई डर के मारे काॉपने लगे और वहाँ से उठकर चले गये। 

ये लोग शहर में रहने लगे और जो धन उनके पिता ने उनके सफ़र के लिए दिया था, 
वह घोरे-धीरे सारा लर्च हो गया। उन्हें कोई काम करना नहीं आता था, इस लिए कुछ हो 
दिनों भें उनकी हालत इतनी खराब हो गयी कि उन्हें परायो युकान की वहलोज पर 
सोना पड़ा। 

ये नौकरी ढूँढ़ने लगे। बढ़े माई ने एक ढाबे में खाना परोसने की तौकरी कर ली और 
मेंभला दूसरे ढाबे में भट्टी जलाने का कास करने लगा। 

अब छोटे माई का हाल सुनिये। 

बह रात-दिन चलता एक नदी के बाद दूसरी नदी, एंक कील के आाद दूसरी कील और 


एक पहाड़ के वाद दूसरा पहाड़ पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसका सारा घन और 
खाने का सामान खत्म हो गया , केवल एक सूखी रोटी बची रही। 

आखिर वह एक चदमे के पास पहुँचा। उसके किनारे चिनार का एक छायांदार पेह था। 

छोटे भाई ते घोड़ा चिनार से बाँध दिया और अपने थैले में से आखिरी रोटी निकाली । 
वह रोटी को पानी में भिगोकर , टुकड़े करके खानेवाला ही था कि उसे कुछ दूरी पर घूल का 
बावस उठता हुआ दिलाई दिया। उसमे ध्यान से देखा , तो उसे एक बहुत' बड़ा बंदर सीधा 
उसी की ओर दौड़ता हुआ नज़र आया। 

छोटा शाहज़्ादा डरकर पेड़ के ऊपर अढ़ गया। बंदर दौड़ता हुआ आया और आते द्दी 
उसमे रोटी खा ली। फिर उसने अपना मुंह पोंछा और सिर उठाकर शाहजादे को इशारा किया। 

“ नीचे उतर आओ ! ” बंदर ने आदमी की आवाज़ में कहा। 

ज्ञाहजादा सोचने लगा, “ रोटो से उसका पेट नहीं मरा, अब मुझे भी खाना चाहत्ता 
है।” यहू और ऊपर चढ़ गया। 

बंदर भी उसके नीये की डाल पर आ बैठा। 

“है, आदमी , नौचे उतर आओ!” बंदर ने फिर कहा। "अगर हमारे देश में कोई 
चिड़िया भी पर मारती है, तो वह ततक्षण जल जातोी है, और अगर आदमी घुस आता है, 
तो उसकी टाँगें टूट जाती हैं। तुम यहां किस लिए आये हो ? 

शाहजादे ने पेड़ से उतरकर बंदर को शुरू से लेकर आधिर तक सारा क़िस्सा सुनाया। 

७ अगर मैंने मीठी आवाज़वाली चिड़िया अपने पिता जो को लाकर नहीं दी, तो वह सारा 
जहर जलाकर राख्र कर देंगे,” जञाहजादे ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए दुःख भरे स्वर 
में बंदर को बताया। 

“ कहते हैं, ' जिसका तूने एक बार नमक खा लिया, जिन्दगी भर उसकी सेवा कर, ” 
बन्दर बोला । “ अच्छा होता अगर मैं तुम्हारी रोटी नहीं खात्ता! पर जब खा ही लो है, तो 
मुझे तुम्हारा एहसान चुकाना ही पड़ेगा। घोड़े पर सवार हो जाओ! अगर क्रिस्मत ने साथ 
दिया, तो हमें चिड़िया को पकड़ने और तुम्हारे शहर को बरबादी से बचाने में सफलता 
मिलेगी। / 

के दोनों घोड़े पर सवार होकर आगे 'अस दिये। थोड़ी देर में वे एक बाग की ऊँची दी- 
वारों के पास आ पहुँचे। 

“मैं सुरंग खोदता हूँ, और सुम यहां मेरा इन्तज़ार करो। अगर मैं पांच विन बाव वापस 
न आऊऊँ, तो तुम वहों लौट जाना, जहाँ से आये पे।” और बंदर ने सुरंग खोदनी शुरू कर दी। 

छठे दिन बंदर लौट आया और बोला: 

“ऊैने सुरंग ठोक पिंजरे तक खोव दी है। पिंजरे में सात परदों के पीछे बुलबुल बैठी है। 
तुम सुरंग के आखिर सक पहुंचकर उस समय तक इंतज़ार करो, जब तक पहरेदार सो न 
जाये और फिर तुरंत चिड़िया का पिंजरा उठाकर यहाँ ले आओ। पर पिंजरे पर से परदा 
बिल्कुल भी मत हटाना।" 


6! 


बंदर की दी हुई सारी हिंदायतें ध्यान में रखकर शाहजादा सुरंग में उतरा और उसके 
आखिरी किनारे तक पहुँचकर इंतश्ञार करने लगा। 

जंब दस के दस पहरेदार सो गये , तो शाहज़ादे ने दबे पाँव उनके पास से निकलकर चि- 
ड़िया का पिंजरा उठा लिया। उसे यह वेखसे की इच्छा हुई कि क्‍या यह वही अदुमुत चिढ़िया 
है, जो उसके पिता के चिगार पर आकर बैठी थी। उसने जैसे ही पहला परदा उठाया , जुलबुल 
इतने मधुर और ऊँचे स्वर में गा उठी कि क्षाहजादा सम्मोहित-सा हो उठा और पिंजरा उसके 
हाथों से छूट गया। 

पहरेवारों की नींद खुल मयी और ये शाहज़ादे को पकड़कर जपने बादशाह के पास ले 
आये। 

बावशाह जल्लाद को बुलाकर बोला: 

“ ज्ञोर के दोनों हाथ कोहनी तक काट दो ! 

वज्धोर बोला: 

“ थोड़ी देर ठहरिये। पहले हमें पता लगाना चाहिए कि इसे चिड़िया की जरूरत क्‍यों 
पड़ी। 

/' ठीक है,” बादशाह मान गया और शहज़ादे ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा क्रिस्सा 
सुना दिया। 

तब वजीर ने बादशाह से कहा: 

“अगर हम चिड़िया के लिए इस बहादुर नौजवान को सज्ञा देंगे, तो हमारी बड़ी बद- 
नामी होगी। इससे अच्छा यह होगा कि इससे कोई कठिन काम कराया जाये।” 

बादशाह मान गया और ज्ञाहज़ादे से बोला: 

“तुम वहाँ जाओ, जहाँ सूरज हूबता दिखाई देता है। घोड़े पर नौ महीने के सफ़र के 
बाद तुम्हें एक झहर दिखाई देगा! वहाँ के बादशाह की एक बेटी है, जो सोने के संदूक़ में 
सोती है। अगर तुम लड़की को लाकर मुझे सौंप दोगे, तो मैं तुम्हें मीठी आवाज़वालो बुलबुल 
दे दूँगा! 

जशाहजादे ने बंदर के पास पहुँचकर सारी बात उसे बतायी। 

वे दोनों फिर घोड़े पर सवार होकर सफ़र पर चल पड़े। 

नौ महीने के सफ़र के बाद अंत में ये एक बड़े शहर के पास आ पहुँचे। वे लोग मैदान 
में रुके और बंदर ने फिर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। नौ दिस बाद वह अपना काम समाप्त 
कर शाहज़ादे के पास आया। 

/ मैंने शाहज्ञादी के महल तक सुरंग खोद दो है," अम्दर कहने लगा। “ चालीस सीढ़ियाँ 
चढ़कर , चालीस कपरे पार करके सुम एक छणज्जे प्र पहुँचोगे, वहीं तुम्हें जर्टमुखो सुंदरी मिले- 
गी। श्ाहज़ादी चालीस दासियों से घिरी अपने सोने के संदूक पर बैठी होगी। जब शाहज़ादो 
को मींद आती है, वह संदुक का ढक्‍कन उठाकर उसमें लेट जाती है। तुम पहले संदूक का ठक्कन 
उठाकर देख लेना कि शाहज़्ादो की आंखें बन्द हैं या नहीं। बगर उसकी आंखें चुली हों, तो 


62 


तुम उसे उठा लाना और अगर उसकी आंखें बंद हों, तो उसे बिल्कुल मत छूना।” 

शाहजादा सुरंग में उतरकर महल तक पहुँचा और चालीस सीढ़ियाँ चढ़कर, चालीस 
कमरे पार करके छज्जे में कॉँका। उसने देखा खूबसूरत झाहज़ादी अपनी चालीस दासियों से घिरी 
बैठो है। उसकी सुन्दरता देखकर कोई भी पागल हो सकता था। वह अपने संदूक में लेट गयी 
और उसकी दासियाँ भी उसके चारों ओर सो गयीं। ज्ञाहज़ादे ने संदूक का ठक्‍कन उठाकर देखा - 
शाहुज़ादी की आंखें बंद थीं। उसे वापस लौट जाना चाहिए था, पर वह सोचने-समभने की 
शबित खो बैठा। 

शाहज़ादा बंदर की दी हुई चेतावनी भूल गया। वह शाहज़ादी को चूमने के लिए भुका। 
उसकी साँसों की गरमी से झाहज़्ादी की नोंद खुल गयी। 

“ऐ, तुम्हें कया चाहिए?” वह चिल्लायी। 

दासियों की भी मींद खुल गयो और वे शाहज़ादे के हाथ बांधकर उसे अपने बादशाह 
के पास ले आयों। 

यादक्षाह बहुत गुस्सा हुआ और उसने शाहज़ादे को फ़ौरन जान से मारने का हुक्म दे 
दिया। 

पर उसका बजीर बोला: 

“हुजूर ! अगर हम इसे मार डालेंगे, तो सुबह तक हर छोटे-बडे आदमी तक यह खबर 
पहुँच जायेगी और हमारी बहुत बदनामी होगी। अच्छा होगा कि इससे कोई कठिन काम कराया 
जाये। ” 

बादज्षाह मान गया और बोला: 

“ मैंने सुना है कि यहां से नौ महीने के सफ़र की दूरी पर एक कूलज्ञम नाम का प्तुद्र 
है और उस समुद्र में हीरों का हीप है। उस पर ओक्कॉज़ी नाप का जादूगर रहता है। उसके 
पास क़ारा क़ाल्दीर्गाच* नाम का घोड़ा है। वह धोड़ा एक महीने का सफ़र पलक भपकते 
ही पूरा कर लेता है। तुम भुझे घोड़ा लाकर दे दो जऔर मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा।” 

शाहज़ादा बंदर के पास आकर फूट-फूटकर रो पड़ा। बंदर उसको दिलासा दिलाने लगा: 

“ शाहजादे , तुम दुद्थी मत होओं! अगर क़रिस्मत ने हमारा साथ दिया, तो मैं तुम्हें कारा 
काल्दोर्खाच्रि घोड़ा दिला दूँगा। 

और वे फिर सफ़र पर निकल पड़े। 

कई पहाढ़ और मैदान पार करके वे अंत में समुद्र तक आ पहुँचे। 

शाहजादा समुद्र फा अनंत जिस्तार देखकर उदास हो उठा। 

“' हम समुद्र पार नहीं कर सकेंगे,” यह बंदर से कहने लगा। " और यहीं मर जायेंगे। ” 

बंदर उसको तसल्ली दिलाने लगा। 

“हर काम हिम्मत से करो! किसी बात से ढरो नहों! ” 


* करारा कास्टीगात्रि- काली जबाबील। 


और बंदर ने समुद्र के नीचे सुरंग खोदनी शुरू कर दी। चालीस दिन और चालीस रात 
में उसने काम पूरा कर डाला और ज्ञाहजादे के पास लौट आया। 

“ मैंने घोड़े के अगले खुरों तक सुरंग खोद दी है। तुम सावधानो से सुरंग के मुंह में से 
सिर निकालकर देखना। कारा काल्दीर्गाच हिनहिनायेगा, जादूगर बिस्तर से उठकर बाहर 
आयेगा और घोड़े को मार लगाकर फिर सोने चला जाग्रेगा। रुम फिर सिर बाहर निकालना , 
कारा क़ाल्दी्गाचि फिर हिनहिनायेगा। आदुगर आकर घोड़े को मार लगायेगा और फिर सो जायेगा। 
फिर तुम दबे पांव घोड़े के पास पहुँच जाना और वह हिनहिनाये उसके पहले ही उसके मुंह 
पर किद्सित्ञ से भरा थैला बांध देवा और कहना: “ऐ, प्रेरे अच्छे धोड़े कारा क़ाल्दीगाव ! 
तुम कब तक इस दुष्ट की गरुलाभी करते रहोगे और इसकी मार सहते रहोगे?” होपियारी 
से घोड़े को सहलाना। और बिना काढठी , लगाम और गही के ही उस पर सवार होकर सरपट 
भाग निकलना। 

बंदर की दी हुई हिंदायतें अच्छी तरह याद करके शाहडादा सुरंग में उतरा और समुद्र 
के नीचे-नीचे घोड़े तक पहुँच गया। उसने सुरंग से सिर निकालकर देखा कि कारा क़ाल्दीगाचि 
कान घड़े किये, प्रूँछ उठाये हुए नाच रहा है। 

अनजाने आदमी को देखकर घोड़ा ज़ोर से हिनहिना उठा। जादूगर उठकर आया। वह 
मीनार जितना ऊँचा था , उसके कंधे चिनार जैसे थे , मुँह गुफा की तरह था , आंखें पुराने बोरों 
जितनी बड़ी यों, नाक तेंद्रर जितनी बड़ी थी, बदन हाथी के समान था। उसके मुंह से आग 
निकल रही थो। 

“अरे, बदमाझ ! ” जादूगर घोड़े पर बिललाया। “अगर विड़िया ने भी यहाँ पर मारा, 
तो उसके पर तत्क्षण जलकर गिर पड़ेंगे, और अगर आदमी ने यहाँ क्रम रखा, तो उसके 
पैर टूट जायेंगे। तुझे कया आदमी की बू आ रही है?" 

जादूगर ने घोड़े को चाबुक मारा और सोने चला गया। 

ज्ाहजादे ने फिर सिर बाहर निकाला। घोड़ा फिर हिनहिनाया। जादूगर फिर चाबुक 
लेकर आया और घोड़े पर बज्िल्लाने लगा: 

“तू मर क्‍यों नहीं जाता! क्‍या तुझे फिर आदमी की ब्रू आ रही है? चाहे जमीन के 
नीचे हो, चाहे आसमान में मुझसे बवकर न जा सकेगा। अगर हैंने उसे पकड़ लिया तो ज़ित्दा 
ही निगल जाऊँगा। 

घोड़े को चामुक से बुरी तरह पीटकर जादूगर फिर चला गया। 

शाहज़ादा फुरती से सुरंग से बाहर निकला और घोड़े के मुंह पर किशमिश से भरा थैला 
रखकर कहने लगा: 

“ प्ेरे प्यारे दोस्त, तुम कब तक इस जादूगर के ग्रुलाम बने रहोगे और इसको मार सहते 
रहोगे ? " 

जशाहज़ादे ने घोड़े को थपथपाया, उसके ऊपर सवार होकर एड़ लगायो और अपनी आंखें 
मींच लीं। काटा क़ाल्दींगोच ने गरदन को एक झटका दिया और उसी क्षण उसके पंख निकल 


त्व 


आये। यह बाज़ को तरह आसमान में उड़ चला। घोड़े के खुरों में से बिजली कड़ककर जादूगर 
के माथे पर लगी और उसकी नींद खुल गयी। 

“ठहर , ज़रा ठहर!” वह चिललाया। और अपने तेज पंजे निकालकर घोड़े के पीछे 
खलपका। कारा क़ास्दीर्गाच समुद्र की ओर मु गया। जादूगर घोड़े को पकड़नेवाला ही था, 
पर जैसे ही उसने घोड़े की पूँछ को छुआ कि घोड़े ने उसके बद्गयुत ज़ोर से लात मार दी। जादूगर 
का मुँह पुराने कपड़े की तरह चर से फट गया और वह पानी में गिरकर डूज गया। 

घोड़े ने नौ महीने का सफ़र पलक भपकते ही पूरा कर लिया। शाहज़ादे को शहर दिखाई 
विया और उसके पास उसने बंदर को देखा , जो बैठा हुआ अखरोट तोड़-तोड़कर छा रहा था। 

“अच्छा , अब कया करें?” बंदर ने पूछा। 

“ बावज्ाह को कारा कास्दी्गाश्व देकर खदसे में सड़को ले लेंगे, शाहज़ादे ने जवाब दिया। 

“ अला ऐसा घोड़ा किसी को विया जाता है? मेरी बात सुनो ! मैं कलाबाज़ी खाकर थोड़ा 
बन जाऊँगा। तुम बादशाह के पास दोनों घोड़े सेकर जाना, यह मुझे हो चुनेगा। फिर तुम 
लड़की को साथ लेकर चिड़िया लेने जाना!” 

बंदर ने कलाबाज़ी खायी और एक हतने अच्छे घोड़े में ददल गया कि कारा काल्दीर्गाच 
उसके सामने गधे से मी बुरा लग रहा था। 

शाहज्ादा घोड़े लेकर महल पहुँचा। बादशाह ने अपनी खिड़की में .से मबबमल की तरह 
चिकने दोनों मुइ्की घोड़ों को देखा। 

“ इस आदमी को बुलाओ !” बादशाह ने वज़्ीर को हुक्म दिया। “हमें ऐसे घोड़े पसंद 
हैं। अगर वदु बेचे, तो हम खरोद लेंगे।" 

: बज़ीर ने झ्ाहजादे को बुलाया। 

“तुम्हारे घोड़ों की क्या क़ीमरत है?” बादशाह ने पूछा। 

“मैं इन्हें बेचूँगा नहीं। एक घोड़े के बदले में तुम्हें अपनी बेटी देनी होगी!" 

“अरे, बेवक्फ़ ! भला कोई घोड़े के बदले में लड़की देता है?” 

तब शाहज़ादे ने बादशाह को कारा काल्दी्गाच के बदले में अपनी बेटी देने का वायदा 
याद दिलाया। 

“ अब हम कया करें?” बादशाह ने वज़ीर से पूछा। 

“ बहादुर आदमो कभी अपने वायदे से मुकरता गहीं। प्राण जायें पर वचन न जाये। 
आपको अपना वायदा पूरा करना होगा।" 

"एक घोड़े के बदले में सोना दूँगा और दूसरे के बदले में - बेटी। मैं दोनों घोड़े लूँगा! 
बाददाह बोला। 

पर शाहज़ादे ने जवाब दिया: 

“एक घोड़े के बदले में तुम्हारी भेंटी लूँगा और दूसरे पर सदार होकर वहू शिकार पर 
जाया करेगी। " 

बादशाह ने वज्बीर से पूछा: 


65 


“/ कौन-सा घोड़ा ज़्यादा मच्छा है? तुम चुनो ! ” 

वज्जीर को क़ारा क़ाल्दीर्गांच पसंद आया। 

“अरे, बेवक़ूफ़ ! अच्छा घोड़ा तो यह है!” बादशाह ने घोड़ेरूपी बंदर की ओर इशारा 
किया और उसे चुन लिया। 

बादशाह ने फिर अपनी बेटी को और , जिस संदृक में वह सोती थी, उसे भी लाने का 
हुक्म दिया। 

बादशाह ने धोड़ेरूपी बंदर को ले जाकर अस्तबल में बाँघने का हुक्स दिया। पर घोड़े 
के कान छड़े हो गये, प्रूँछ तन गयी। वह लगाम की कड़ो चबा गया और अपने नजदीक आते- 
वालों को काटने लगा, जो पीछे से उसके पास आता , उसके वह लात मारने लगा। हस तरह 
उसमे किसी को अपसे पास न फटकने दिया और नस ही अपने को बांधने विया। बादणाह ने 
अस्तबल के फाटक पर आदमी के सिर जितना बड़ा ताला लगा विया, और अस्तबल को छत पर 
चालीस सिपाहियों का पहुरा बिठाकर स्वयं फाटक के पास ही सो गया। रात को घोड़ा फिर 
से बंदर हो गया और दीवार के छेद में से निकलकर भाग गया। 

सुबह बादक्षाह ने भरोखे में से कांककर देखा , पर वहां घोड़े का कोई निषान भी बाक़ी 
नहीं बचा था। बादशाह छटपटाने लगा। उसने क्जोर को बुलाकर साय क़िस्सा सुनाया। 

वज़ीर ने उसे सांत्वना दो: 

“कार क़ाल्दीर्गा्र ओर्जाक़ी जादूगर का घोड़ा था। और सारी भली-बुरी रूहें उस जादूगर 
के कब्जे में रहती हैं। कितने ही बादशाह उस घोड़े को पाने के लिए अपनी जानें 
गैवा बैठे! ज्ञायद, जादूगर ओर्जाक़ी ने अपना घोड़ा वापस ले लिया है। यह अच्छा 
हुआ कि उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाथा। आप उदास मत्त होइये। आशिर 
आप अपनी बेटी की ज्ञादी झाहजादे के साथ कर रहे हैं और एक घोड़ा तो उसके 
पास रह ही गया।” ह 

अब शाहजादे का हाल सुनिये। 

जब वह उस बाग के नज़दीक पहुँचा जहाँ मीठी आवाज़यालो बुलबुल थी, तो उसने देखा 
कि बंदर दीवार के पास बैठा अखरोट तोड़-तोड़कर खरा रहा है। 

“अब क्‍या करें?" बंदर ने पूछा। 

“/ हम लड़की बादशाह को सौंपकर बदले में मीठी आवाज़वाली बुलबुस ले लेंगे,” शाह- 
जादे ने जवाब विया। 

" वाह रे, नासमझ , कहों चिड़िया के बदले में लड़को दी जातो है? मैं फलाबाज़ी खाकर 
लड़की बन जाता हूँ। मेरे मुकाबले में शाहज़ादी नम्बे साल की बुढ़िया से भी स्यावा बदसूरत 
लमेगो। तुम्र हमें बादशाह के पास ले जाना और वह मुझे पसंद कर लेगा। 

“' क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लड़की को यहीं छोड़ जाऊँ और सिर्फ़ तुम्हें साथ लेकर 
चला जाऊँ?” 

”नहीं। अच्छा यही रहेगा कि वह स्वयं चुन ले, जिससे बाद में पछताये नहीं। 


66 


बंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल गया। झाहज़ादे ने दोनों खूबसूरत लड़क्रियां 
को दो संदूकों में रखा और बादशाह के महल की ओर चल पड़ा। 

वह वहाँ पहुँचकर रूक गया और भीछत भाँगने लगा। बादशाह ने उसे अपनी खिड़कों में 
से देख लिया और अपने खज़ानची को बुलाकर बोला: 

“इस अजनबी को कुछ दे दो!” 

पर वजीर बोला: 

“ महल के बाहर जो लड़का छड़ा है, वह भिखारी नहीं, बल्कि वही जाहज्ञावा है, जिसे 
आपने खूबसूरत पफाहज़ादी को साने के लिए दूर देश भेजा धा।" 

बादण्याह ते लड़के को बुलाकर पूछा: 

“ज्ञाजाश , सड़के, क्या तुमसे काम पूरा कर दिया?" 

“जी हाँ,” उसने जवाब दिया। 

“पर लड़की कहाँ है?” बादशाह ने पूछा। 

“ आपने मुझसे एक लड़की लाने के लिए कहा था, पर मैं दो लेकर आया हूँ। आपको 
उनमें जो पसंद हो, उसे रख लीजिये, दूसरी मेरे पास रह जायेगी।" 

दोनों संद्ृक थोले गये। दोनों लड़कियाँ एक-साथ छींक उठीं और लड़ी हो गयीं। बादशाह 
उनकी सुंदरता देखकर भौचक्का रह गया और उसकी मत बिगड़ गयी। लड़कियों को देखते 
ही जैसे उसके दिल में तीर-सा लगा। वह प्यार भें पागल हो उठा और अपने दिल का चैन 
ख्रो बैठा) 

“ इन दोनों में से कौन-सी लड़की चुनें ?” उसने वज्जीर से पूछा। 

वज़ीर ने शाहज्दी की ओर इशारा किया। पर बादल्लाह को लड़कीरूपी बंदर ही पसन्द 
माया। उसे अपने पास रखकर आादशाह ने बदले में शाहज्ञादे को मीठी आबाजवाली बुलबुल 
दे दी। 

शहर से बाहर आकर शाहज़ादा क़ारा काल्दी्गांच पर सवार हुआ। उसने एक घुटने पर 
संबूक में सोयी लड़की को रखा , दुसरे पर सोने के पिंजरे में बंद बुलबुल को और आगे चल 
पड़ा। 

. और बादशाह ने अपनी सारी प्रजा को बुलाकर हतनी धूमधाम से शादी की कि वैसो 
किसी ने न देखी होगी। जब वावत ज़ोरों पर थी, बंदर उठकर दीवार के छेद में से बाहर 
निकलकर ग्रायवब हो गया। 

अब शाहजादे का हाल सुनिये। 

वह पुराने चिनार के पेड़ के पास पहुँचा, तो उसने देखा बंदर बहाँ बैठा अखरोट 
तोड़-तोड़कर खरा रहा है। 

“अब क्या करें?” बंदर ने पूछा। 

“अब मैं अपने घर जाऊँगा," शाहज़ादा बोला। 

“पहले मेरे घर चलो और वहाँ तीन-चार दिन रहकर फिर अपने घर जाना। " 


67 


/ तुम्हारा घर तो पहाड़ में किसो दरार में होगा, मैं उसमें कैसे घुस सरकूगा? 

बंदर हुँसने लगा: / 

“ तुम्हें अभी तक पता नहीं कि मैं कौन हे! चलो मेरे साथ!” 

शाहजादा बंदर के पीछे-पीछे चला। पहाड़ पार करने के बाद वे एक बड़े दरवाज़े के पास 
पहुँचे, जिसके ऊपर सुंदर नक्काक्की पर सोने का काम था। दरवाज़े के अम्दर पुसे, 
तो एक खूबसूरत थास्न सज़र आया। गाग़ में गुलाब के फूस खिले थे , बुलबुलें गा रही थीं, 
पानी के ऊपर हरे-भरे तिपतिया सहरा रहे थे। आड़ और तरह-तरह की रसवार बेरियाँ पककर 
जमीन पर गिर रही थीं। बाग़ के चारों कोनों में चार सोने के घर ये और हर घर में बालीस 
कमरे थे। हर कमरे में छोटी परियाँ बैठी लिखना-पढ़ना सीख रही थीं। 

बंदर से कलाबमाड़ी ख्वाथी और एक सुंदर परी में अबल गया। णायद ही किसी माँ ने हतनी 
सुंदर बेटी को जम्म दिया होगा। 

शाहज़ाहा इस खूबसूरत बाग में सीन विन रहा। 

जब वह जाने लगा, तो परी ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर उसे विया। 

/' अगर तुम्त किसी मुसीबत में फेस गया , तो बाल का सिरा जलाना , मैं फ़ौरन आ जाऊँगी।” 

“तुमने मुझ पर हतना अहृप्तान और हर समय मेरी सहायता किस लिए की?” दाहज़ादे 
ने पूछा। 

“तुमसे मिलने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि सुनहले देदा में एक क्रूर बादलाह 
रहता है; वह लोगों के मुंह का आखिरी कौर भी छोनकर एक केशक़ीमती पेड़ बनवा रहा है। 
हस पेड़ के कारण वह सारे शहर को बरबाद कर देना चाहता है। बादक्षाह के तीन घेटे हैं। 
छोटा बेटा कहने लगा: “अगर प्रेरे पिता ने पेड़ के कारण शहर को बरबाद कर दिया, तो 
लोग बेघर हो जायेंगे और बलुत्त बुरा होगा। मैं पेड़ के पत्ते तोड़नेवाली चिड़िया को पकड़ंगा हे 
तब मैंने सोचा: 'अगर यह लड़का ग़रीब प्रजा के लिए अपनी जान की बाज़ो लगा सकता 
है, तो मैं आराम से अपने तख्त पर कैसे बैठी रह सकती हूँ।” और भुझे तब तक चैन नहीं 
मिला, जब तक कि सात साल बाद मैंने तुम्हें ढूँढ़ वहीं सिया।” 

शाहज़ावा परी से बिदा सेकर और उसे धन्यवाद देकर क्षाहज्ादी के साथ आगे चल पड़ा। 

चसते-चलते वह उस जगह पहुँचा, जहाँ अपने भाइयों से अलग हुआ था। वह कारा क़राल्दी- 
राँचि को रोककर सोचने लगा। " मेरे भाई कहां हैं? मुझे जाकर उनका पता लगाना चाहिए।” 

उसने लड़की और चिड़िया को एक गुफ़ा में छोड़ा और उस रास्ते पर चल पड़ा, जिस 
पर उसका बड़ा भाई गया था। 

शाहज़ादे ने झहर में आकर देखा कि बड़ा भाई ढाबे में भट्टी जलाने का काम कर रहा है। 

“अरे भई, सुनना!” शाहज़ावे ने ढाबे के मासिक को बुलाया। “ सामनेवाली सराय 
में भट्टी जलानेवाले सड़के के हाथों मुझे जाना भिजवा वो।” 

डाबे के मालिक ने एक कटोरे में कोरबा डालकर बड़े भाई को दिया और उसके गाल 
पर एक जोरदार तमाचा भी जड़ दिया। 


68 


“संमलकर ले जाना!” मालिक बोला 

बड़ा माई ओझोरबा सराय में ले आया। 

“तुम यहाँ बैठकर हसे खाओ!"” छोटा भाई बोला। 

“ नहीं , नहीं, मालिक लड़ेगा।” 

“नहीं सड़ेगा! बैठो, बैठो!” 

जब बड़ा माई ला चुका, तो छोटे ने पूछा: 

“तुम कौन हो? कहाँ से आये हो?” 

“मैं ढाबे में काम करता हूँ, यहों पैदा हुआ था। 

४ भुझसे मत छिपाओ। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। अगर तुम सच-सच बताओगे, तो मैं 
तुम्हें तुम्हारे देश ले जाऊँगा।" 

बड़ा भाई रोने लगा और उसने सारी आपबीती उसे सुना दो। 

“ अगर तुम्हें तुम्हारा छोटा भाई दिखाई दे, तो क्‍या तुम उसे पहचान लोगे?” शाहजावे 
ने पूछा। हे 

“हाँ, पहचान लूंगा।” 

“कैसे ? " 

“एक बार बचपन पें जब हम छोटे थे, मैं घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी पर ले 
जा रहा था, तो वह मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा: 'मैं भो जाऊंगा।' घोड़े ने उसे 
लात मार दी और उसके बायें कंधे पर घोड़े के खुर का निशान रह गया। 

“तुमने अपने छोटे माई की सैर कराकर उसका जी क्‍यों नहीं बहलाया ? ” 

“ बह मुझे अच्छा नहीं लगता था- इसी लिए उसे सैर नहीं करायी।” 

“ क्या तुम्हारे भाई के कंधे को चोट का निशान ऐसा ही था?” क्षाहज़ादे ने अपना बायाँ 
कंधा उधाड़कर उसे विख्ाया। 

बड़ा भाई फ़ौरन उसके पैरों में गिरा और फूट-फूटकर रोने लगा। 

.शाहज़ादे ने उसे उठाकर उसके आंसू पोंछे और उसे बाज़ार ले जाकर घोड़ा और बढ़िया 
कपड़े खरीदवाये। बड़ा भाई बन-ठनकर घोड़े पर मैठा और वे दोनों मंभले भाई को ढूंढने 
निकले । पुलाव बेचनेवाले के यहाँ काम्त कर रहे मेँकले भाई की हालत भी ठाबे में काम करने- 
वाले बड़े भाई से अच्छी नहों थी। 

मेले भाई को दूँदकर णाहज़ादे ने उसे भी थोड़ा और कपड़े खरोदवाये और वे तीनों 
अपने देषा चल पड़े। 

जब बड़े भाइयों ने देखा कि छोटा भाई पिता के लिए कितने अच्छे-अच्छे तोहफ़े ले जा 
रहा है. तो उन्हें उससे जलन हुई और वे यह सब भला भूल गये, जो छोटे भाई ने उनके 
साथ किया। रात को वे लोग छोटे भाई को मारने के बारे में आपस में सलाह करने 
लगे। 

पर संदृक में लेटी झाहज़ादी ने उनकी सारी बातें सुन लीं। 


69 


जब बे लोग नदी के किनारे रात गुजारने के लिए रुके, तो लड़की ने साहज़ादे को बुलाकर 
उसे सारी बातें बत्ता दीं। , 
“ तुम्हारे भाई तुम्हें जान से मार डालना चाहते हैं। तुम कहीं छिप जाओ। ” 
रात आयी। शाहज़ादा थोड़ी देर लेटा रहा और फिर कालीन पर मिट्टी डलकर , उसके 
“पर अपना लबादा उठढ़ाकर कुछ दूरी पर जाकर छुप गया। 
सुबह होने के पहले दोनों बड़े भाई आये और उन्होने कालीन को चारों कोनों से प्रकड़कर 
दी में फेंक दिया। 
“अब जाकर थोड़ा, चिड़िया और लड़की मी हथिया लेते हैं,” वे लोग बोले। 
अचानक पानो में से छप-छप की आवाज़ आयी। उन्होंने देखा शाहज़्ादा गदी के किनारे 
बैठा नहा रहा है। 
अपनी योजना सफल न होने पर दुष्ट भाई बड़े निराश हुए और अपने घोड़ों को सरपट 
दौड़ाते हुए बालू के एक टीले के पास आकर एक गये। यहाँ पर उन्होंने एक तेज धारवाली तलवार 
आलू में गाड़ दी और स्वयं कुछ दूरो पर लेटकर कमर तक रेत में गड़ गये। 
कुछ समय बाद छोटा भाई आया और पूछने लगा: 
“आप लोग बालू में क्‍यों गड़े हुए हैं?” 
“इस लिए कि कमर और पैरों में दर्द न हो,” बड़ा भाई बोला। “आओ, हम तुम्हें 
भी गाड़ दें, तुम्हारे पैर क्री नहीं दुखेंगे। ” 
शाहज़ादा घोड़े श्रेःउतरा और उसके भादयों ने उसे कमर तक रेत में गाड़ दिया। गरम 
रेत के कारण उसके पैर जलने लगे। हु 
"“झरे, भाई, रेत तो बहुत गरम है!” वह बोला। 
“ तुम अपने पैरों को हिलायोगे तो वह ठंडो हो जायेगी। " 
छोटा भाई पैर हिलाने लगा और रेत में छिपी तलवार से उसके दोनों पैर घुटनों तक कट 
गय। 
भाद्दों ने बाहज़ादे की दोनों आंखें फोड़ दीं और लड़की , घोड़ा और बिड़िया लेकर वहाँ 
में माग निकले। 
पिता के पास पहुँचकर भाइयों ने सारे तोहफ़े उन्हें सौंप विये। 
बादशाह बड़ा शुश हुआ। उस लहकी को उसने अपने बड़े बेटे की मंगेतर घोषित करके 
हरम में भेज दिया और उसकी सेवा में चालीस दासियां लगा वीं, क़ारा क़ाल्दोर्ग्रात् को उसने 
अपने अस्तबल में बंधवा दिया और मोठी आवाज़वालोी बुलजुल को पिंजरे सहित अपने बहुमूल्य 
चिनार पर लटकवा दिया। 
पर जुलबुल ने गाना बंद कर दिया और चोंच पंथ में वयाये बैठो रही। कारा कास्दोर्गाण 
ओ सामने से उसके पास आता, उसे काटता और जो पीछे से आता उसके लात मारना शुरू 
कर देता, अपने पास किसी को मी फटकने नहीं देता। जासीस दासियों से घिरो हुई लड़को 
अपने सोने के संदृक़ में हो लेटी रहती और सिर उठाकर भी नहीं देखती। 


70 


अब ज्ञाहजादे का हाल सुनिये। 

तीन दिन और तीन रात बाद उसे होज्ञ आया। उसे परी के दिये हुए बाल की याद आयी। 
बाल को जलाते ही परदी अपने सोने के सिंहासन पर बैठी और अपनी दासियों से घिरी वहाँ 
आ पहुँचो। 

“ऐ, आदमी के बेटे , किसने तुम्हारा यह हाल किया है?” परी ने आते ही पूछा / 

उसने अपनी दासियों को शाहज़ादे को अपने तख्त पर बिठाकर उसे धरती के दूसरे कोने 
पर कोहेकाफ़ साम के पहाड़ में अपने पिता के पास ले जाने के लिए कहा और उन्हें यह संदेश 
पहुँचाने का हुक्म दिया: 

“'हस आदमी को जीवनदायी सागर के पानी में झुबकी लगवाकर हमारे तरीके 
से हसका इलाज करना। चालोस दिन बाद जब यह ठोक हो जाये, तो हसे प्रेरे पास भेज 
बैना। यह मुझे सगे माई को तरह प्यारा है।" 

परी की दासियाँ शरूत, पर बैठे शाहज़ादे को उड़ाकर कोहेक़ाफ़ में परी के पिता के पास 
ले आयीं। 

चालीस दिन पें शाहजादा स्वस्थ हो गया और पहले से भो ज़्यादा सुन्दर दिखने लगा। 

“मैं इस हासत में तुम्हें तुम्हारे पिता के पास नहीं जाने द्ँगी, ” परी ने कहा। “पहले 
मैं तुम्हें एक भिखारी का रूप प्रदान कछेंगरी और फिर वहाँ पहुँचाऊँगी। अगर तुम्हारे पिता ने 
उस लड़की की श्ञादी तुम्हारे बड़े माई के साथ कर दी है और उमस्ने वहाँ का बादशाह बना 
दिया है, तो हम शहर में बिना घुसे ही वापस लौट आयेंगे : और अगर तुम्हारे पिता पहले 
की तरह राज कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की के साथ करा दूँगी।”” 

परी ने तीन महीने तक शाहज्ञादे को अपने यहाँ से नहीं जाने दिया। तीन महीनों में 
उसके बाल काफ़ी बढ़ गये , साया ढकने लगे बौर नाखूत बहुत लंबे हो गये। इसके बाद ही 
परी उसे अपने तख्त पर बिठाकर उसके शहर उड़ चली। 

सख्त को बाहर के माहर छोड़कर परी शाहज़ादे का हाय पकड़कर उसे बादशाह के महल 
में ले आयी। 

बादक्ाह उस समय मपने वज़ौर के साथ बातचीत कर रहा था। 

“मुझे दुःख के सागर में ग्रोते खाते हुए कितने म्रहीने हो चुके हैं,” बादशाहू विकायतत 
करने लगा। “ चिड़िया ने एक बार भी नहीं गाया, घोड़ा एक बार भी नहों हिनहिनाया और 
लड़की कुछ भी नहीं खा रही है।” 

अज्ानक उसे अपने महल में एक जवामस मुसाफ़िर विख्ाई दिया। 

“अरे, यहाँ आना !” बादशाह ने चिल्लाकर आवाज़ दी। 

शाहजादे ने मुड़कर तख््त फी ओर देखा, सो अपने भाइयों को पित्ता के दोनों ओर बैठा 
पाया। 

जैसे हो शाहजादे ने तख्त की ओर कदम बढ़ाया कि मुलयूल इतनी मीठी आवाज़ में गा 
उठी कि दुनिया के सारे लोगों के दिल मोम की तरह पिघलने लगे। 


या 


शाहज़ादे ने बूसरा कदम बढ़ाया, तो अस्तबल में बंधा कारा काल्दीरगाच बड़े जोर से 
हिनहिना उठा। उसने तीसरा क़दम बढ़ाया, तो लड़की फ़ौरन अपने सोने के संदूक से बाहर 
निकली और सोने का साज़ लेकर अपनी सालीस दासियों से घिरी नाचने लगो। 

बादक्षाह बहुत प्रसन्न हुआ। 

“ऐ, मुसाफ़िर , तुमने हमारो खुशी वापस दिला दी!” जादज्ाह ने कहा और अशरफ़्यों 
से भरा थाल उसके सिर के ऊपर बिखेर दिया। ् 

तब छोटा शाहज़ादा बोला: 

“/ मैं कोई मुसाफ़िर नहीं हूँ, आप मीठी आवाज़बाली बुलबुस से पूछिये, वह आपको सब 
कुछ बता देगी।” 

“तुमने कभी सुना है कि चिड़िया भी बोलतो है?” बादशाह से आदन्नर्यत्रकित होकर कहा। 

उसी क्षण मोठी आवाज़वाली बुलबुल आदमी को आवाज़ में बोल उठी और उसने शुरू 
से लेकर आखिर तक सारी कहानी आावशाह को सुना दी। 

तब बावशाह ने समझा कि उसके राज का आखिरी समय आ पहुँचा है, क्‍योंकि प्रजा 
को जब मालूम पड़ा कि किसने शहर को मुसीबतों और बरबादी से बचाया है, तो वह तुरन्त 
छोटे शाहज़ादे के पीछे चट्टान की तरह घड़ी हो गयी। 

निर्देयी बादशाह अपने बड़े बेटों के साथ शहर से भाग निकला। 

शाहज़ादे ने चालीस दिनों तक अपनी प्रजा को ज्ञादी की दायत खिलायी। और परी ने 
विदा लेते समय उससे कहा: “तुम जब भी मुझसे मिलना चाहो, मेरा बाल जलाना, में 
फ़ौरन आ जाऊँगी।” 

इस तरह प्रजा को बादशाह के अत्याचारों से मुकित मिली और श्ाहज़ादे की सारी इच्छाएं 
पूरी हुईं। 

मैंने भी ज्ाहज़ादे की ज्ञादी में डटकर पुलाव खाया, मूँछें और दाढ़ी घी में तर कीं और 


लुशी-खुशी घर लौट आया। 


य2 


जहाँ चाह, वहाँ राह 


बहुत समय पहले एक बूढ़ा रहता था। उसके पास सोने की तीन 
सौ अशरफ़ियाँ थीं। एक बार उसने अपने बेटे ते कहा: 
“अलीजान , तुप्त बड़े हो गये हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 
खुदा जाने मैं कितने और विन इस दुनिया में रहूँगा, लेकिन मरने 
से पहले मैं तुम्हें व्यापार करना सिशा देगा चाहता हूँ। ये सौ 
अधारफ़ियाँ लो और कल सौदागरों के काफ़िले के साथ रवाना हो 
जायो। परदेस में वैसा कभी बेकार मत खर्च करना, उससे कुछ 
सौदा खरोदकर सागा। 
यह सोख देकर बूढ़े ने अपने बेटे को सौदागरों के साथ रवाना कर दिया। 
लड़का कुछ दिन पहले हो अठारह साल का हुआ था। वह एक भला और समभदार 
लड़का था। उसे व्यापार करता बिल्कुल भी अच्छा न लगता था , बल्कि वह कोई हुनर सोखकर 
अपनो मेहनत से जोना चाहता था। 
पर अपने पिता के साथ बहस करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह अशरफ़ियाँ 
लेकर सौदामरों के साय चल पड़ा। 
कुछ दिनों में कारवां एक बड़े जहर में पहुँचा और वे सब एक सराय में झहरे। 
उस कहर में एक बड़ा बाग था। उसी दिन श्ञाम को अलीजान घूमने के लिए बाग़ में गया। 
बाग में खुसते ही उसने देखा कि हजारों रोशनियों के जलने से वहाँ दिन की तरह उजाला 
हो रहा है। पेड़ों के बीच में जाली से घिरे संगमरमर के चबूतरे पर घुली छत्त खंभों पर टिको 
हुई थो और उसके ऊपर रंग-बिरंगे ब्रेलबूटे बने हुए थे। फ़र्स पर क्राजोन बिछे थे जिन पर 
सोने-चाँदी और होरे-मोतियों की त्ौकियाँ रखी हुई थों और उनके ऊपर हीरे-जयाहरात के 
मोहरे रखे हुए ये। एक-से कपड़े पहने हुए सौ से ज्यादा लह़के हर चौकी के पास दो-दो करके 
आमने-सामने बैठे हुए मोहरे चला रहे ये। 
असरीजान भौचक्का हुआ जाली के सहारे लड़ा देखता रहा , बह किसो भी तरह दस अद्भुत 
लेल से अपनो नजरें नहीं हटा पाया। वहू इसो हाखत यें कई घंटों तक वहाँ छड़ा रहा। 
जाग़ का एक नौकर उसे वहाँ श्रढ़ा देखकर उसके पास आया और बोला: 
“ आप यहाँ क्‍यों मुंह बापे छड़े हैं?” 
“ ये लोग कौन हैं जौर क्‍या कर रहे हैं?” अलोजान ने घबराते हुए पूछा। 
“ ये सारे लड़के , " नौकर मे जवाब दिया, “ एक महीने से झ्तरंज खेलना सीख रहे हैं। 
“ मैं किस तरह यह लेल सीख सकता हूँ?” अलोजान ने पूछा। 
" सौ अशरफ़ियां देकर आप भी यह खेल सीख सकते है। 


73 


अलीजान ने सौ अज्वरफ्तियाँ देकर खेल सीखना शुरू कर दिया। 

थोड़े दिनों में हो अलीजान जतरंज इतने अच्छे ढंग से खेलना सीख गया कि बपने उस्तादों 
को मी मात देने लगा। 

एक साल बाद खेल की ज्िक्षा समाप्त हुई और लड़के अपने-अपने घर जाने लगे। अलीजान 
उदास होकर सोचने लगा: “ बिना पैसों के मैं कहाँ जाऊँ? 

उसके उस्ताद को उस पर दया आयी और उसमे एक अशरफ़ो वेकर वहाँ से गुज़रनेवाले 
एक क़ाफ़िले के साथ उसे मेज दिया। अलीजान खाली हाथ अपने पिता के पास पहुँचा। 
पिता बड़ा दुः्थी हुआ। एक साल बीत गया। बूढ़े ले फिर अपने बेटे को बुलाकर 
काफ़ी हिंवायतें दों और अंततः: सौ अवारफ़ियाँ देकर सौदागरों के एक कारवाँ के साथ 
भेज विया। 

कारवाँ उसो बड़े शहर में पहुँचा। 

“ इस बार मैं बिल्कुल भी फ़िजूलखर्ची नहीं कहूँँगा ,” अलोजास ने नित्य किया। 

ज्ञाम को वह टहलने निकला। 

बाग़ के पास पहुँचते हो उसे बहुत ही कर्णप्रिय संगीत सुनाई पड़ा। उसने देखा , उसी 
जगह जहाँ उसने झतरंज खेलना सीखा था, लड़के बैठे हुए तरह-तरह के वाद्ययंत्र बजाना सीख 
रहे हैं। 

अलीजान अपने पिता की दी हुई सीख बिलकुल मूल गया और सौ अझ्रफ़ियाँ देकर संगीत 
सीखने लगा। 

थोड़े समय में ही वह इतने अच्छे ढंग से गाना-बजाना सीख गया कि अपने उस्तादों को 
भी मात देने लगा। 

एक साल घें पढ़ाई समाप्त हो गयीं। अलीजान उदास हो गया: “अब किस मुँह से मैं 
अपने पिता के पास जाऊँ?” उसके ज्लिक्तक को उस पर दया आयी और उसने उसे दो अशर- 
फ़ियाँ देकर घर भेज दिया। 

अलीजान अपने पिता के पास लौट आया। अपने बेटे के आने पर हालाँकि बूढ़ा खुश हुआ , 
पर उसमे उसे पहले से भी क्यादा ढांटा-फटकारा। 

एक सास बीत गया। बूढ़े ने अपने बेटे को बुलाकर अन्तिम सौ अदारफ़ियाँ उसके हाथों 
में रखों और बोला: 

“अगर तुमने ये अशरफ़ियाँ भी बेकार खर्च कर दों, तो हम लोग बेचर हो जायेंगे और 
भूखों मर जायेंगे।” उसने अपने बेटे से वचन सिया कि यह रकम वह केवल किसी सौदे को 
खरीदने में ही लगायेगा। 

अलीजान फिर उसी बड़े शहर में पहुँचा। पहले वह हमाम में जाकर नहाया। 

तरोताज़ा होकर हमाम से लौटते समय वह अपने जाने-यहचाने बाग्र के पास से गुजरा, 
तो सोचने लगा: “एक मिनट भाँक लेने में क्या हर्ज है?" 

सोचते-सोचते किस तरह वह बाग के अंदर पहुँचा, उसे कुछ याद नहीं रहा। 


फ्व 


उसने देखा उसी संगमरमर के चबूतरे पर शिक्षक किताब में से कुछ पढ़ रहा है और 
लड़के बैठे अपनी कापियों में वे शब्द लिख रहे हैं। 

अलीजान आइसचर्य में डूबा वहाँ काफ़ी देर तक खड़ा रहा। अंत में उसने फ़ैसला किया: 
“ शतरंज खेलना मैं सीख चुका हूँ, संगीत मो सोख चुका हूँ, पर पढ़ना-लिखना मैंने अभी तक 
नहीं सीखा। चाहे मैं भिखारी ही क्‍यों न हो जाऊँ, पर पदुगा-लिखना जरूर सीखूँगा। /” 

अलोजान ने सौ अशरफ़ियाँ दीं और पढ़गा-लिंखना सीखने लगा। पहले की तरह हस बार 
भो वह सबसे अच्छा साबित हुआ और थोड़े दिनों में हो पढ़ना-लिखना अच्छी तरह सीख गया। 

फिर उसके पास घर वापस लौटने के लिए पैसा नहीं बा। विक्षक ने उसे तीन अशर- 
फ़ियाँ बेकर घर भेजा। पर इस बार अलीजान को पिता के पास लौटमे की हिम्मत नहीं हुई। 

उसने एक दूर के हाहर जानेवाले एक सौदागर के यहाँ नौकरी कर ली। सौदागर का सारा 
सामान ऊँटों पर सादा जा चुका था। सूरज निकलने के पहले ही कारवाँ रवामा हो गया। 

कारवाँ कई दिन और कई रात तक रेगिस्तान प्ें चलता रहा। उन्हें रास्ते में पानी के 
दर्शन कहीं नहीं हुए। अंत में वे एक कुएं के पास पहुँचे। कुआँ बहुत गहरा था और पामों उसके 
वेंदे में ही था। प 

सौदागर ने अपने नये नौकर को कुएं प्रें उतरने का आदेश दिया। अलीजान ने कुएं के 
पेंदे में सही-सलामत पहुँचकर म्रशक में पानी भर लिया। अचानक उसे कुएं की दीवार में एक 
दरवाज़ा दिखाई पड़ा। 

“' बुसका क्‍या मतलब हो सकता है?” यह सोचकर अलीजान ने दरवाज़ा थोडा-सा खोला। 
उसने देखा दरवाज़े के पीछे एक बहुत बड़ा और रोशनीदार कमरा है और वहां कालीन के 
ऊपर एक देव सिर लटकाये उदास बैठा है। उसके हाथों में एक वायोलिन रखा या। 

अलीजान डरा नहीं। उसने मशक दरवाजे के पास छोड़ दी और दे क़दमों से देव के 
ग़स पहुँचकर वायोलिन उठाकर बजाने लगा। 

देव ने तारों की मधुर भंकार सुनकर आँखें खोलीं और चैन की सांस ली। उसने चारों 
ओर देखा , खड़ा हुआ और अलीजान के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरा। 

“ऐ , आदमी , तुम यहां किस तरह पहुँचे?” देव ने पूछा। 

अलीजान ने उसे सारो बात बता दो। फिर उसे कारवाँ की याद आयी और वह जल्दी 
से उठकर चलने लगा। 

“ तुम्हारी सअसे बड़ी इच्छा क्‍या है? उसे पूरा करने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, ” देव 
मे कहा। 

असीजान ने आए्चर्यपकित होकर उसको ओर देखा। 

“ मेरा इकलौता बेटा मर गया,” देव कहने लगा। “उसे यह दुनिया छोड़कर गये हुए 
आज पाँचयों दिन है। मैं अकेला रह गया और इतना दुःखो हो चुका था कि मरने के लिए तैयार 
था। अपना दिल बहलाने के लिए मैंने वायोलिन उठाया, पर मुक्के बजाना नहीं आता। अगर 
तुम कुछ घंटे बाद आये होते तो मुझे डिंदा न पाते। अपने जादूमरे संगीत से तुमने मुझे मौत 


75 


के मुँह में जाने से बचा लिया। तुम चाहो, तो मैं बपनी सारी घन-वौलत सुम्हें दे 
सकता हूँ!" 

“' इस कुएं से निकलने में मेरी मदद कोजिये ,” अलीजान बोछा। “इस के सिया मुझे 
कुछ और नहीं चाहिए।" और उसने फिर से बायोलिग बजाना शुरू कर दिया। देव ने उसे 
पक बोरी मरकर सोना दिया और बोला: 

“अपनी आंखें मीच लो!" 

अलीजात ने अपनी आंखें मीच लीं। 

जब उसने आंखें खोलीं, तो अपने आपको कुएँ को जयत पर पाया। उसने चारों ओर देखा- 
कोई नहीं था, कारवाँ जा चुका था। 

ऊँटों के पैरों के निन्ञानों के सहारे-सहारे अलोजान कारवाँ से जा मिला। उसे देखकर 
सब अज्न॑ंभे में पड़ गये और पूछने लगे कि यह किस प्रकार कुएँ से बाहर सिकला। जलीजान 
ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और देव की दो हुई सोने से भरी बोरो भी दिखायो। 

जब काफ़िला आराम के सिए रुका, तो मालिक ने काशज़ के एक टुकड़े पर कुछ सिखा, 
उस पर अपनो मुहर लगाकर अलीजान को दिया और बोला: 

“ मेरी एक बहुत छूबसूरत बेटी है। में उसकी ज्ञादो तुम्हारे साथ कर दूँगा। तुम यह 
चिट्ठी लेकर कारवाँ से पहले मेरे घर पहुँचकर , ज्ञादी की सारी तैयारी कर लो / पर देखना, 
सोना गेंवाना नहीं। तीन दिन में मैं मी घर पहुँच जाऊँगा। '' 

उसने अलीजान को एक तेज घोड़ा दिया और रास्ता भी सम्रका दिया ॥ 

अलोजान चलते-चलते सुस्ताने के लिए रुका। वह सोचने लगा: “मैंने सौ अशरफ़ियां 
खर्च करके पढ़ना-लिखना सीखा। जरा देख तो लूं, इस चिट्री में क्या लिखा है।" 

उसने छिंट्री खोलकर पढ़ी और काँप उठा। 

सौदागर ने अपनी पत्नी को लिखा था: 

“ मेरी प्यारी पत्नी, मैं इस नौकर के साथ तुम्हें सोना भेज रहा हैं। मैंने इससे कूठ कहा 
है कि मैं अपनो बेटी की शादी इसके साथ कर दूँगा। मिलते ही इसका सिर काट वेना। 

असीजान ने दूसरा काग़झ़ लेकर उस पर यह सिखा: 

“' मेरी प्यारी पत्नी, इस आदरणीय अतिथि का अच्छी तरह स्वागत करना और अपनी 
लड़की की ज्ञादी हसके साथ कर देना। ज्ञादी पर मेरा इंतज़ार सत करना। तुम्हारा पति। ” 

चिट्टी बंद करके अलीजान आगे अलसा। 

शहर पहुँचकर उसने सौदागर के घर का पता लगाया और पत्र उसकी पत्नी को दे दिया। 
पत्र पढ़कर उसने अतिथि का हार्दिक स्वागत किया। पु 

दूसरे दिन ही बहुत धूमधाम से अलीजान को शादी सौदागर की लड़की के साथ कर दो 
गयी। दायत दो दिन तक चली। 

तीसरे विन एक तेज़ घोड़े पर सवार होकर अलोजान ने नौकरों को हुक्म दिया: 

“मैं अपने व्यापार फे काम से बाहर जा रहा हूँ। रात को दरवाज़ा किसी के लिए भी 


76 


मत खोलना, और अमर कोई दीवार पर चढ़ आये, तो उसे पकड़कर अच्छी तरह पीटना। 
यह तुम्हारे मालिक का हुक्म है।” 

रात को सौदागर अपने काफ़िले के साथ घर पहुँचा और दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसे 
खटखटाते , आयाज़ देते दो घंटे हो गये, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब वह दीवार 
फांदकर अहाते में घुसा। नौकरों ने उसे फ़ौरन पकढ़ लिया और पीट-पीटकर अधमरा कर 
दिया। 

मालिक काफ़ी देर तक बेहोश पड़ा रहा और होश आने पर बड़ी मुश्किल से अपने कमरे 
लक पहुँचा। पत्नी के साथ हुआ-सलाम के बाद उसने पूछा: | 

“ बताओ, तुमने उस आदमी का क्‍या किया जिसे मैंने चिट्ठी देकर तुम्हें भेजा था?” 

“ आपने जो सिखा था, मैंने वही किया,” पत्नो ने जवाब दिया। 

“ और अक्षारफ्रियां कहाँ रखों?” सौदागर की आँखें लालच से चमक उठीं। 

“४ कौन-सी अदारफ़ियाँ ?” पत्नी भौचक्की रह गई। 

“मैने तुम्हें लिखा तो या कि चिट्ठी लेकर आनेवाले को मार डालना और अशारफ़ियाँ 
निकालकर छिपा देना।” 

“अरे , आपको हुआ क्‍या है? आपका विमाग़ तो ठीक है? अपने दामाद को क्‍यों मार 
डालती ? ” 

“कौन-सा दामाद?” 

“अपनी बेटी का पत्ति।" 

“ तुमने उसकी जझ्ञादी कब कर डाली?” 

“दो दिन हुए।” 

भालिक ने अपना माथा ठोक लिया और अपनी पत्नी और नौकरों को कोसने लगा। “ और 
यह खुद कहाँ है?” उसने दाघाद के बारे में पूछा। 

“ सुबह थोड़े पर सवार होकर कही चला गया और दरवाज़ा खोलने के लिए मना कर 
गया। उसने कहा था कि अगर कोई दीवार फाँदकर घर में घुस आये, तो उसे पकड़कर 
पीटना , ” सौकरों ने जवाब दिया। 

सौदागर समझ गया कि उसे अपने किये का फल मिल गया, इस लिए उसने अपने दामाद 
के साथ मेल करने का फ़ैसला किया। 

अच्छा , क्षय सौदागर और उसकी पत्नो को यहीं छोड़िये और अलीजान का हाल सुनिये। 

अलीजान काफ़ी देर सक घोड़ा दौड़ाता हुआ बड़े शहर में पहुँचा। उस दिन बाड़ार लगा 
हुआ था। मुनादों फरनेबाला चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा था: 

“ छल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का। कान खोलफर ध्यान से सुनिये! जो कोई अपने 
आपको शतरंज का अच्छा खिलाड़ी समभज़ा है, महल में आकर बादगाह के साथ खेले। जो 
लगातार तीन बाज़ियाँ जीत जायेगा , बादक्ाह उसे अपने तख्त पर बैठा देगा। और जो लगा- 
तार तीन बाज़ियाँ हार जायेगा उसका सिर कटवां दिया जायेगा।” 


प्रा 


अलीजान बादज्ञाह के महल में पहुंचकर बोला कि वह बादज्षाह के साथ शतरंज की बाजी 
लगाना चाहता है। है 

खेल शुरू हुआ। पहली बाजी अलोजान हार गया, पर बाकी दोनों जीत गया। फिर खेल 
शुरू हुआ। बादशाह दो बाद्ी जीत गया और तीसरी हार ग्रया। फिर बाजी शुरू हुईै। इस 
बार असीजान ने एक के बाद एक तीन मातें बावशाह को दे वों। 

बादशाह गया करता, उसे अपना तख़त अलीजान को देना पड़ा। बादशाह अपने तख्त 
पर से उठा और सिर भुकाकर जलीजान से बोला: 

“अब इस तख्त पर तुप्त बैठोगे।” 

“मैं बादशाह सहों बनना चाहता। मैं अपने पहर लौटकर अपने लोगों को पढ़ना-लिखना 
और संगीत सिखामा चाहता हूँ।" 

अलीजान पहले अपनी पत्नी को सेने गया और फिर उसके साथ अपने प्हर में पिता के 
पास पहुँचा। 

सारा किस्सा सुनकर पिता ने उसकी बहुत तारीफ़ की और खुश होकर बोला: 

” तुम वास्तव में बुद्धिमान हो! इतनी बिद्याएं सीखकर तुम किसनी बार मौत के मुँह में 
जाने से बचे” 
“आदमी के लिए सत्तर विद्याएँ सीखना भी कम है!" बेटे ने जवाब दिया। 


विद्दान गधा 


एक बार एक गधा बाग में घुसा। उसने देखा - पेड़ों पर सेब लटक 
रहे हैं और पास के खेत प्रें बेल की पतली-पतली शाखाओं पर कहू 
पक रहे हैं। 

गछे ने एक बार फिर सेबों की ओर वेखा , उसके बाद कहू की 
ओर और कान हिलाकर हदुःखी स्वर में कहने सगा: 

/ कितने मूर्खतापूर्ण दंग से बनाया गया है इस दुनिया को! ” 

पेड़ पर बैठी पौरैया ने प्रूछा: 

“अच्छा , जनाब, यह बताइये कि आपको इस दुनिया के बनाते में किस च्रीज़ को कमी 
नज़र आ रहो है?” 

“क्या तुम खुद नहीं देख रही हो?” बे ने जवाब दिया और पहले सेबों की ओर इशारा 
किया , फिर कहूओं की ओर। “यह देखो: इतने ऊँचे पेड पर बच्चे की मुद्ठी के बराबर के 


78 


मीठे फल लगे हैं और यहाँ पतली-पतली क्ालाओं पर मेरे सिर जितने बड़े-बड़े बेस्वाद कहू 
ज़मीन पर पड़े हैं। 

“ इसी में तो सारी वुद्धिमानी है,” गौरैया ने विरोध किया। 

“भला, इसमें क्‍या बुद्धिमानी है?!” गधा चिल्लाया। “अगर सेब कहू जितना और 
कहू सेब जितना होता, तो मैं इसे बृद्धिमानी कहता। 

गधे में सेब के पेड़ से अपना बदत रगड़ा और एक सेव टूटकर सोधा उसके सिर के ऊपर 
गिरा। 

“हाय, मेरा सिर!” गधा रेंकने लगा। 

गौरैया हँस पड़ो। 

“अच्छा हुआ कि सेव कहू जितना बड़ा नहीं था, नहीं तो आपके सिर का कुछ भी न 
अचा होता।” 

गधा हेंचू-हेंचू करता तुरंत सेब के पेड़ से बूर भाग गया। 


चतुर बेटी 


बहुत समय पहले एक बूढ़ा अपनी बारह साल की लड़की के साथ 
रहता था। संपत्ति के नाम पर बूढ़े के पास एक ऊँट, एक थोड़ा 
और एक गधा ही थे। बूढ़ा पहाड़ से लकड़ी काटकर धाहर में बेचता 
और उसकी बेटी घर संभालती। 

एक बार बूढ़ा अपने ऊँट पर लकड़ी लावकर बाडार पहुँचा। 
एक मोटा जमीदार उसके पास आया और पूछने लगा: 

“ लकड़ी क्‍या भाव बेचोगे?” 

बूढ़े ले तीन शंगा" माँगे। 

मोटा जर्मीवार बोला: 

“तुम “सारे ” का दस तंगा लो और सकद़ी प्रेरे घर पहुँचा दो।” 

बूड़ा खुशी-खुझी लकड़ी लेकर मोटे जर्मीदार के घर पहुंचा। 

बूढ़े को बायदे के अनुसार दस तंगा मिल गये। उसने सकड़ी ज़मीत पर डाली और जाने 
ल्गा। 

अथानक मोटा जमीदार बोला: 


" तंगा - भांदी का सिक्‍का। 
79 


“ऊंट यहीं बाँध जाओ ! ” 

बूढ़ा चक्‍कर में पड़ गया: 

“ ऊँट तो मेरा है।” 

“ नहीं , ” मोटा जमींदार बोला। “ मैने सौदा ऊँट सहित 'सारा' खरीदा है। अगर ऐसा 
न होता, तो, भला, मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को दस तंगा देता।” 

वे लोग काफ़ी समय तक बहस करते रहे और अंत पें निर्णय के लिए क्राड़ी के पास 
पहुँचे । 

काज़ी ने बूढ़े से पूछा: 

“क्या यह सच है कि तुम ने ' सारे ' माल का सौवा किया था?” 

“हां, पर मेरे ऊँट की कीमत तो तीन सौ तंगा है।" 

"अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ग़लती तुम्हारी है, तुम्हें 'सारे” का सौदा नहीं करना 
चाहिए या।" 

काड़ी ने ऊँट मोटे दमींदार को दिलवा विया और बेचारा बूढ़ा आंखों में आँसू भरे अपने 
घर पहुँचा। उसने अपनी बेटी को हस बारे में कुछ नहीं बताया। 

दूसरे दिन बूढ़ा अपने थोड़े पर लकड़ी लादकर फिर बाज़ार आया। मोटा जमींदार मी 
वहीं मौजूद था। 

“लकड़ी क्‍या माय है?” 

“ तीन तंगा।" 

मोटा जर्मीदार बोला: 

“ “सारे” माल का दस तंगा दूँगा।" 

बूढ़ा कल की बात बिलकुल मूल गया और उसने सौदा मंजूर कर लिया। 

बूढ़े को धोढ़े से मो हाथ घोने पड़े। 

यह बहुत दुःखी होकर घर पहुँचा , पर बेटी को उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। 

तीसरे दिन बूढ़ा अपने गधे पर लकड़ी लादकर बाज़ार रवाना होनेयाला ही था कि बेटी 
बोली : 

“पिता जी, कस आप बिना भोड़े के बापस लौटे थे जौर परसों बिना ऊँट के। आज लोग 
आपसे गधा भी छीन लेंगे। आज लकड़ी बेचने मैं जाऊंगी।” 

बूढ़ा मात मया। लड़की सकड़ी गधे परे सादे बाज़ार पहुँची। मोटा ज़मीवार आया और 
पूछने लगा: 

/ लकड़ी क्या भाव है?” 

लड़की ने तीन तंगा माँगे। 

मोटा जमींवार बोला: 

“*सारे' माल का पाँच तंगा दूँगा। 

लडकी बोली : 


“ आप क्‍या लकड़ी के बदले में 'सारा” एक साथ देंगे? 

“ठोक है, मुझे मंजूर है। लकड़ी लेकर मेरे घर आओ।” 

जमींदार के घर पहुँचकर लड़की ने लकढ़ी ज़भीन पर डाल दी और पूछने लगी: 

“ आपके ग्ते को कहाँ बांघूँ?” 

मोटे ज़मींदार ने उसे जगह बता दी। 

सड़कों ने गधा बाँधकर लकड़ी की फ़रीमत माँगी। 

मोटे ज़मींदार ने क़ीमत देने के लिए हाथ लड़की की ओर बढ़ाया ही था कि उसने फट से 
जमीवार का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी: 

“ जब हमने सौदा तय किया था, तो आपने कहा था कि आप लकड़ी के बदले में 'सारा 
एक साथ देंगे। अब मैं पैसे आपके हाथ महित लूँगी।'' 

उनमें बहस होने लगी। शोरगुल सुनकर पड़ोसो दौड़े आये और उन दोनों को लेकर क्ाज़ी 
के पास पहुँचे। 

काज़ी ने बहुत घुमा-फिराकर बात की, मोटे ज़मींदार को बचाने के लिए हजारों चालें 
चली, पर लड़की अपनी बात पर जढो ही रही। 

लोग चिल्लाने लगे: 

"“ लड़की सच कहती है! लडकी चतुर है! " 

क़राज़ी ने काफ़ी देर सोचकर फ़ैसला किया: 

“तुम अपना हाथ उसे दे दो।” 

मोटा जमींदार रोने-चिल्लाने लगा: 

" मैं बिना हाथ के जिंदा कैसे रहेंगा।'' 

“अच्छा , तो फिर हाथ के बदले में ५० अशरफ़ियाँ दो।” 

मोटे जमींदार को गिनकर पचास अशरफ़ियाँ लडकी को देनी पड़ीं। 

मोटे ज़मींदार से रहा नहीं गया और यह बोल उठा: 

“ अज्छा, आओ हम दोनों शर्त लगाते हैं। जो भूठ बोलने में बेहतर साबित होगा, 
हारनेवाला उसे प्चास अज्रफ़ियाँ और देगा।" 

“ठीक है,” लड़की बोली. “पर ज्मींदार साहब, आप मुभसे उम्र में बढ़े हैं इस लिए 
आप हो शुरू कीजिये।” 

मोटा ज्षमींदार आराम से मैठ गया, चाँसा और बोलने लगा: “एक बार मैंने गेहूँ मोया। 
उस बार मेरी फ़सस इतनी अस्छी हुई कि जो भी मेरे खेत में ऊँट या घोड़े पर चढ़कर घुसता , 
सो दस विन तक खाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूँढ़ पाता! एक बार मेरे खेत में चालीस बकरे 
चुस आये और खो गये। जब गेहूँ पक गया, तो मैंने फ़तल काटने के सिए मजदूर 'लगाये। 
गेहूँ काटा गया, गाह लिया गया , पर अकरों का कोई निशान भी नहीं मिला। एक बार पैते 
अपनी पत्नी को रोटी पकाने के लिए कहा और खुद बैठकर कुरान पढ़ने लगा। जब रोटी पक 
गयी, तो मैने एक टुकड़ा तोड़ा और घाने लगा। अचानक मेरे दाँतों के बीच में से ' में-में ' 


&-23 


की आवाह आयी। फिर पेरे मुंह में से एक बकरा निकलकर भागा और उसके बाद एक-एक 
करके बाक़ी बचे ३६ बकरे मी आग निकले। बकरे इतने मोटे हो गये थे कि हर बकरा चार 
साल के साँड जैसा दिखाई देता था।” 

लड़की मे ताली पोटी और हँसकर बोली: 

“' बहुत अच्छे ! आपने तो एक सच्चा किस्सा सुनाया। ऐसी घटनाएं तो दुनिया में रोज्ञाना 
होती रहती हैं। अब आप मेरा क्रिस्सा सुनिये। एक मार मैने गाँव के बोचोंबीच ज़मीन श्रोदी और 
उसमें कपास का सिर्फ़ एक बीज बो दिया। आपके हूयाल से क्या पैदा हुआ? .. एक बहुत ही बढ़ा 
पेड़, जिस की छाया गाँव के चारों ओर एक दिन के सफ़र के बरावर दूरी तक पड़ती थी। जब कपास 
पक गयी, तो मैंने उसको चुनने के लिए पाँच सौ हट्टी-कट्टी, फुर्तीली औरतें लगायीं। साफ़ की हुई 
कपास बेचकर परैने चालोस बड़े ऊँट ख़रोदे और जन पर कीमती कपड़ों के थान लावकर अपने दो 
भाइयों के साथ खुखारा मेजा। तीन साल से मुझे उनकी कोई खबर नहीं थो। अभी कुछ विन पहले 
ही मुझे उनके मारे जाने का बुरा समाजार मिला है। अब आप लोग ही फ़ैसला करें, ” उससे 
आस-पास खछड़े लोगों से चिल्लाकर कहा। “इस मोटे जमींदार ने मेरे मंभले भाई का लबादा 
पहन रखा है, जिसे पहनकर वह बुखारा गया था। यानी, इसी जमींदार ने ही मेरे भाइयों 
की ह॒त्या करके उनकी सारी चीजें और सारे ऊँट हथिया लिये!” 

मोटा ज़मींदार दुविधा में पड़ गया: अगर बह लड़की की कहानो सच माने , तो उस पर 
हत्या का मुक़दमा चलाया जायेगा और उसका सिर काट दिया जायेगा, और अगर कहे कि 
उसकी बात भूलठी है, तो शर्त के अनुसार उसे ५० अज्ञरफ्रियाँ देनो होंगी। 

उसने काफ़ी देर सोच-समझ लेने के बाद गिनकर पचास बशरफ़ियाँ लड़की को दे दों, 
और बोला : 

“मैं अपने जीवन में पहली बार बेवकूफ बना हूँ।” 

और लडकी अपना ऊँट, घोड़ा और ग्रघा लेकर हँसी-खुकी अपने पिता के पास चली 
गयी। 


82 


त्ताहिर और ज़ोहरा 


पता नहीं सच हैं या भूठ , पर लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले 
एक भावक्षाहु राज करता था। उसके कोई संतान न थी। 

एक थार जब वह उदास बैठा था, तो बढ़ा वज़ीर उसके पास 
आया और पूछने लगा: 

“ सर्वक्ाक्तिमान मादशाह , आपको क्‍या दुःख है? आपके पास 
घन-दौलत की कमी नहीं है, आपके सारे शहर और गांव छुशहाल 
हैं, सब आपके अधीन हैं-फिर आपको क्‍या दुःख है?” 


बावधाह बोला: 

“ मेरे बादशाह होने और घेरे पास घन-दौलत होने से क्ष्या फ़ायदा, परना तो मुभे 
नि:संतान ही पड़ेगा।” 

एक ठंडी साँस लेकर वजीर ने भी कहा कि उसके भी कोई संतान नहीं है। वे दोनों एक 
दूसरे को अपना दुखड़ा सुताते रहे और अंत में दोनों ने ही यात्रा पर जाने का निश्चय किया। 

कई दिनों की लंबो यात्रा के बाद वे एक बहुत खूबसूरत बाग़ के पास पहुँचे। वे दोनों 
काफ़ी समय तक दीवार के सहारे भटकते रहे, पर उन्हें अंदर घुसने का रास्ता कहीं नहीं 
दिखाई दिया। 

उस बाग़ में गुलाब के फूल खिले थे, बुलबुलें गा रही थीं, तरह-तरह के पौधों और 
फूलों की खुशबू चारों ओर महक रही थी। पेडों की छाया में घास के ऊपर घुलायम कालीन 
बिछे हुए थे और गुदगुदे तकिये लगे हुए थे। बाग ऐसा था कि उसमें घुसते ही आदमी अपना 
सारा दुःख-दर्द और चिंताएं भूल जाता। 

अंत में उन्हें अंदर जाने का रास्ता दिल्लाई दिया और वे जाकर कालीन पर बैठ गये। 
अचानक एक सफ़ेद दाढ़ीवाला फ़कीर बनात का सफेद चोग़ा पहने उनके पास आया और 
पूछने लगा: 

“बेटों, तुम्हें यहाँ किस काम से आना हुआ?” 

बादशाह और वज़ीर उठ खड़े हुए और सिर सबाकर फ़कीर को सलाम किया। 

आंखों हो आंध्ों में एक दूसरे से सलाह करके थे दोनों बताने लगे कि उनके कोई संतान 
नहीं है, हस लिए वुभिया के सारे सु्ध छोड़कर वे लोग सफ़र पर निकल पड़े हैं। 

फ़क्ीर ने उमकी सारी राभ-कहानी सुनो और फिर अपने चोग्रे में से दो लाल सेब निकाल- 
कर एक आदक्षाह को दिया, दूसरा वज़ोर को और बोला: 

“मेरे बच्चों, ये फल सो! हन्हें तुम दोनों अपनी-अपनी सबसे प्यारी पत्नी के साथ 
खाना। जाओ और अपना काप्त करो, ईमानदारी से रहो, न्यायपूर्वक राज करो: अपने देश 


83 


का ख़याल रखना , प्रजा को दुःख घत देना। मेरी एक झर्त और है: तुम्तमें से जिसके भी बेटा 
पैदा हो, वह उसका नाम ताहिर रखे और जिसके बेटो हो, यह उसका नाम जोहरा रखे। 
उन्हें बचपन में कभी अलग मत करना और जब बड़े हो जायें, तो उनकी शादों कर देना। 
इस बात को कभी मत भूलना।" 

यह कहकर फ़क्नीर चला गया। वज़ीर और बादशाह आदचर्यक्षकित होकर एक दूसरे को 
देखते रह गये और फिर दोनों बोले: . 

“ जैसा फ़कीर ने चाहा है, वैसा ही होगा!” 

अपने घर लौटकर दोनों ने जैसा फ़कीर ने कहा था, पैसा ही किया। एक दिन के बाद 
वूसरा और एक महीने के बाद दूसरा बीतने लगे। दोनों को पत्नियां गर्भवती हुईं। बादशाह 
और वज़ीर खुशी के मारे फूले न सभाते, रात भर जागते रहते। वे बढ़ी उत्सुकता से अपनी 
पहली संतान के जन्म को प्रतीक्षा करने लगे। एक बार वे दोनों शिकार करने निकले। 

तीम दिन बाद वज़ोर को पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और बादशाह की पललो ने 
एक पुत्री को। एक हरकारा खुशखबरी सुनाने उनके पास भेजा गया। 

“ जहाँपनाहू , मुभे इनाम दीजिये। आपकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया है! ” हरकारे 
ने कहा। 

फिर वह वज़ीर से बोला: 

४“ और आप भी इनाप्र दीजिये। आपके बेटा पैदा हुआ है!” 

बादशाह गुस्सा हो उठा। वह तो बेटा पैदा होने के सपने देख़ रहा था। गुस्से से पागल 
होकर उसने हरकारे के सामने एक सफ़ेद रूप्ाल फेंका और चिल्लाया : 

“ लड़की को फ़ौरन जान से मार डालो और यह छूप्राल उसके छून में भिगोकर , वापस 
लेकर आओ।” 

और वज़ीर खुझी के मारे हवा में उड़ता हुआ-सा अपने घोड़े पर घर की ओर दौड़ा। 

ठीक घर के सामने ही उसके घोड़े को ठोकर सगो, वज़ीर सिर के बल पत्थर पर गिरा 
और वहीं मर गया। 

वद्धीर की पत्नी के बुरे दिन आ गये। बेटा अपने पिता को कभो ने देख पाया। माँ ने 
बड़ों कठिनाइयों का सामना करते हुए रोते-धोते किसी तरह अपने बेटे का पालन-पोषण किया। 

दिन बोतने सगे। लड़का बड़ा हुआ और घर के बाहर खेलने जाने लगा। एक दिन बाव- 
शाह ने उसे वेख लिया। 

“ पह्‌ किसका लड़का है?” उसने अपने नये वड़ीर से पूछा। वजीर सिर ओुकाकर बोला: 

" जहाँपनाह, यह आपके स्वर्गीय वद्धोर का लड़का है। हसका नाम ताहिर है। अगर 
आपकी बेटी ज़िंदा होती, तो आज वह भो इतनो ,ही बड़ी होतो।” 

पहु सुमकर बावजश्ञाह बड़ा पछताया और अपना माया ठोक लिया। 

“ मैं कितना बदक्रिस्मत हूँ! पैने क्‍यों उसे पार डालने का हुक्म दिया!” यह कहकर 
बह फूट-फूटकर रोने लगा। 


हब 


वज़ीर ने बादशाह से कुछ नहीं कहा , पर उसी दिन वह जनानखाने में गया और वहाँ 
की एक नौकरानी को बुलाकर पूछा: | 

"बादशाह की लड़की का क्‍या हुआ?” 

“ आप बादशाह को कुछ मत बताइये.” नौकरानी श्रोली, “उनकी बेटी जिंवा है। वह 
अब बड़ी हो गयी है और खूबसूरत भी।“ 

वजीर भागा-भागा बादशाह के पास आया। 

“ जहांपमाहू , अगर मेरी जान बख्दी जाये, तो मैं आपको एक खुशखबरो दूँ! 

“ बोलो ! ” बादक्षाह ने जवाब दिया। 

“ भेरे हुजूर, आप दुःछी म हों, आपकी बेटी ड़िंदा है।"” 

बावशाह बड़ा शुषा हुआ और बोला: 

“ उसे फ़ौरन मेरे पास लेकर आओ! ” 

लड़की को तुरंत बादशाह के पास लाया गया। बादशाह ने बेटी को सीने से लगा लिया 
और चालीस दिन और चालीस रात तक सब लोगों को दावत खिलाई। 

इस बीच ताहिर बढ़ा होता रहा। उसे दीन-दुनिया की कोई खबर न थी। एक बार वह 
आंगन में खेल रहा था। खेलते-खेलते उसने अपना डंडा उछाला और वह घूष में बैठी सूत कात- 
ती हुई बुढ़िया के चरले में जा फंसा। बुढ़िया ग्रुस्सा होकर बोली: 

“अरे, बिनबाप के ताहिर! मेरे साथ खेलने से तो बज्छा होता कि तू अपनी मंग्रेतर 
जोहरा के साथ जाकर खेलता।” 

ताहिर ने मागकर बूढ़िया का हाथ पकड़ लिया, हि 

“ दादी, आपने जोहरा का नाम्र लिया, वह कौन है?” 

“ अरे, अनाथ , मेरा हाथ छोड दे ! हाथ छोड, मैं बतातो हूँ!" 

“ मेरी प्यारी दादी, बताओ ना!” ताहिर बुढ़िया को मनाने लगा। 

“तू अपनी माँ से पूछ!” 

ताहिर ने मां के पास जाकर पूछा: 

* मेरी मंगेतर कौन है? सच्च-सच बतायो! 

“ हालाँकि तुझे बताना नहीं चाहिए वा, पर जब मैं क्या करूँ, बता ही पूंगी।" 

और माँ ने उसे सारी कहानी सुना दी कि किस सरह ताहिर के पिता और बादशाह 
बहुत दिनों तक निःसंतान रहे। कैसे उन्होंने एक दूसरे के यहाँ बेटा और बेटी पैदा होने पर 
उनकी आपस में श्ञादी कर देने का जायदा किया और कैसे ताहिर के पिता उसके पैदा होने 
के दिन ही थोड़े से गिरकर सिर फट जाने से मर मये। 

“ अब सुभे ज़ोहरा कभो सहों मिल सकेगो, ” माँ बोली। “वह शहऊझादी है और सृ जब 
एक अनाथ और ग़रीब लड़का है।” 

“कोई बात नहीं, माँ, मैं बस यहो जानना चाहता या।" 

और उसी दिन से ताहिर जोहरा के साथ छेलने लगा। 


85 


दिन बीतते रहे। दोनों बड़े हुए और पढ़ने जाने लगे। पर पढ़ने के बजाय ताहिर सारे 
समय जोहरा. से ही बात करता रहता। 

शिक्षक ने जाकर बादक्षाह से शिकायत की: 

“ जहांपमाह , क्‍या करूँ? ताहिर आपकी बेटी छोहरा को पढ़ने ही नहीं देता है। 

बादशाह बहुत गुस्सा हुआ और उसने हुक्म दिया: 

“ उस दोमगों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दो!” 

छिक्षक ने बादशाह के हुक्म के अनुसार दीवार खड़ी कर दी। पर उसी दिन ताहिंर ने 
शेवार में एक छेव कर दिया और ज्ोहरा से फिर बातें करमे सगा। 

ताहिर और ज्ञोहरा एक धूसरे के बिना एक दिन मी न रह पाते थे। और जब वे बड़े 
तुए , तो दोनों के विलों में प्यार की लौं भड़क उठी। 

जब बाददाह को हस भात का पता चला, तो वह आग-बबूला हो गया, उसने कारीगरों 
को शुलाकर हुक्‍्स दिया: 

“' एक संदूक बनाओ! और उस संदूक में ताहिर को बंद करके नदी में बहा दो! ” 

ज्ोहरा को जब बादक्षाह के हुक्म का पता चला, तो बह एक थाल में सोना भरकर 
क्रारीगरों के पास आयो और आंखों में आंसू मरकर उन्हें मनाने लगी। 

“यह सोना ले लो! कम लगे-और मांग लेता ! पर संदूक इतना मज़बूत बनाना कि 
उसमें पानी न जा सके और इतना बड़ा बनाना कि ताहिर सांस ले सके ! कम-से-कम कुछ 
दिन तो. बेचारा अनाथ ज़िंदा रह सके! ” 

कारीगरों को ज्ञोहरा पर दया आयी और वे उसे दिलासा दिलाने लगे: 

“ अगर संदूक उससे अच्छा नहीं बना, जैसा कि आप चाहतो हैं, तो हम सारा सोना 
आपको वापस लौटा देंगे।” 

और वे वैसा ही संदृक़ बनाने 'लगे। थोड़े दिनों में उन्होंने बादशाह को खबर मिजवायी 
कि संदूक़ तैयार है। अपना चेहरा ढककर , जोहरा संदूक़ देखने आयी। और वास्तव में संदूक 
जैसा उसने चाहा था, उससे भी क़्यादा अच्छा और मज़बूत बना था। 

बूसरे दिन बादशाह ने सारे देश में मुनादो करवाकर शहरों और गाँवों के लोगों को बुल- 
वाया। जब सब लोग इकट्ठे हो गये , तो बादबाह महल में से निकला और बोला: 

“हमने लाहिर को मौत को सज्ञा सुनायी है! आज उसे संदूक में बत्द करके मदी में 
फेंक दिया जायेगा। नदी जहाँ चाहे उसे बहा ले जाये ! 

लोगों को ताहिर पर बड़ी दया आयी, पर रिसी ने चूँ भी न की, क्योंकि सभी निर्दगी 
बादशाह से डरते थे। 

मर्द और औरतें , बूढ़े और बच्चे - सभी नदी के किसारे जमा हो गये। मुसीबत की मारी 
ताहिर की माँ भी आयी | बह किनारे की रेत पर गिर गयी और उसकी आंखों से आँसुओं 
की घारें बहने लगीं। 

लोग घबरा उठे, भीड़ में से कुछ लोग चिल्लाने लगे: 


86 


“माँ की हाय बादशाह को लगे!” 

* आज तक किसी आदमी को किसी औरत से प्यार करने के लिए मौत की सज़ा नहीं 
दी गयी ! ” 

“ भादक्ाह का यह जुल्म कमी माफ़ नहीं किया जायेगा! 

अधासक मुसादी करनेवाले की आवाज़ गूंजी कि जल्लाद ताहिर को ला रहे हैं। 

चील-पुकार बंद हो गयी, सड़के को देखकर लोग बेजबान हो गये। सिर्फ़ अभागी माँ की 
दर्दमरी आवाज़ सुनाई पड़ी: 

“झुझे कम-से-कम आखिरी बार तो अपने बेटे को देख लेने दो!” 

हाथ-पैर बेंछे हुए ताहिर को माँ के पास साया गया। माँ मे आंसू बहाते हुए अपने बेटे 
को गले लगाया, उसके पैरों से लिपट गयी और एक चीख मारकर वहीं मर गयी। 

भीड़ में से रोने-चिल्लाने की आबाज़ें आने लगीं। जस्लावों ले साहिर को पकड़कर जल्दी 
से संदूक में बंद कर दिया। अपनी प्यारी ज़ोहरा को बह चिख्लाकर बस इतना ही कह पाया: 

» अगर मैं ज़िंदा रहा , तो तुम्हें प्यार करता रहेंगा! अगर मर सया, तो भी तुम्हें प्यार 
करता रहूँगा! 

जोहरा भी जयाब में केवल इतना ही कह पायी: 

“मैं भी तुम्हें कमी नहीं भूलूंगी!" . 

उसी यबत संदूक़ बन्द करके नदी में बहा दिया गया। 

संदुक कई दिनों तक नदी में बहता रहा। दिन के बाद रात आयी और रात के बाद दिन। 
अंत में वह संदूक ख्वारज्म नाम के शहर के कितारे आ लगा। | 

झ्वारज्म के बादशाह की दो बेटियां थीं। उस दिन वे अपनी दासियों के साथ नदी में 
नहाने आयी थीं। उन्होंने संदूक को नदो में बहते देख लिया। 

संदूक किनारे के और नज़्दीक आ गया था। बादशाह की बड़ी बेटी ने पानी में घुसकर 
अपनी चोटियों में संदूक को बाँधने की कोक्षिक्ष की, पर वह उसे बाँध नहीं पायी। उसके 
पीछे बादशाह की छोटी ब्रेटी नदी में भुसी और अपनी लम्बी चोटियों भें संदूक को -बांधकर 
किनारे पर सीट लायी। 

दोनों बहनों यें बहस होने लगी कि अकस्मात्‌ पायी हुई चीज़ किसे मिले। 

काफ़ी देर तक बहस करने के बाद उन्होंने फ़ैससा किया कि बड़ी बहन संदूक सेगी और 
छोटी बहन उसमें रखी हुई चीडें। 

उन्होंने सस्बृक्त खोला, तो इतने सुंदर युवक को उसमें पाया, जिसकी सुंदरता के आगे 
सूरज भी पानी मर्ता था। उसके घुंघराले बाल कंधों पर गिर रहे थे, मौँहें कमान की तरह 
तनी थीं और आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। ऐसे सुंदर युवक को देखकर तो हर 
बादशाह की बेटी मर सिटती। ; 

उसको देखकर दोनों बहनों में फिर बहस होने लगी: 

“यह मेरा होगा!” 


हा 


“नहीं, मेरा | ” 

छोटी बहन बोली: 

“नहीं, क्‍योंकि यह संदूक के अन्दर था, यानी मेरा हुआ! मैं इसे किसी को भी नहीं 
मंगी! 

इसी मीच नौकरानियाँ भागी-भागी बादशाह के पास पहुँची और उसे सारा किस्सा सुनाया। 

" हुजूर , आपकी बेटियों को नदी में एक संदृक बहुता हुआ मिला है। उस संदूक से एक 
इतना खूबसूरत लड़का निकला , जिसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी फीका लगता है! आपकी 
छोटी बेटी उसके साथ वादी करना चाहती है। आपको उससे बेहतर वामाद कभी नहीं मिलेगा! ” 

बादशाह ने छुशखबरी के लिए अपने बफ़ादार नौकरों को हनाम दिये और अपने बज़ीर 
के साथ भागा-भागा नदी के कितारे पहुँचा। उसने देखा , लड़का तो जितना बताया गया था , 
उससे भी ज्यादा सुंदर है। बादशाह ने ताहिर का अपने सगे बेटे की तरह स्वागत किया और 
कुछ दिनों बाद उसको क्षादी अपनी छोटी खड़की के साथ कर दो। शादी की दाबत चासीस 
दिन और चालीस रात तक चली। 

बादशाह की बेटी जोहरा से भी ज़्यादा घूबसूरत थी। पर ताहिर अपनी मंगेतर को दिया हुआ 
बचन भूला नहीं था। उसे ाहजादी की खूबसूरती देखने की भी इच्छा नहीं हुई। वह उससे 
एक क्षब्द भी नहीं बोला। 

बेचारी शाहजादी रात भर रोती रहती और बार-बार अपने से बूछत्ती रहती: 

“ बह क्यों मुझे प्यार नहीं करता है? क्‍यों मुझसे एक झ्षब्द भी नहीं कहता है?” 

उसने ताहिर से प्रूछताछ करने की कोशिश भी की, पर ताहिर ने उसे कोई जवाब नहीं 
दिया। 

इस तरह चालीस दिन बीत गये। इकतालीसबें दिन ताहिर ज्ञाहजादी से बोला: 

“ आप पिताजी से कह दीजिये कि मैं नदी के किनारे जाना चाहता हैं।” 

शाहज़ादी ने अपने पिता के पास दौड़कर घुझखबरी पहुंचाई. “ ताहिर बोलने लगा। 
यह नवी के किलारे जाकर बैठता चाहता है!” 

यह खबर सुनकर बादशाह बढ़ा खुक्त हुआ। उसने नदी के किनारे जन मनाने का हुज्स 
दिया। जणान में बहुत-से सोग आये। नदी के किनारे एक ऊँची जगह पर ताहिर के लिए 
मुलायम कालीन बिछवा दिये गये, तरह-तरह के पकवान परोप्ते गये। 

धोडी देर बाद ताहिर बहाँ पहुँचा। उसके चेहरे पर उदासी छागी थी। 

“जो भी सबसे पहले मेरे दामाद को हुँसते हुए वेखेमा, उसे मैं सिर से पैर तब 
सोने से ढक छूँगा!” बादणाह मे एलान कराया और अपने यज्जीरों के साथ महल 
वापस आ गया। 

पर ताहिर उदास हुआ बैठा , छोयी-खोयी आंबों से नदी को ही देखता रहा। 

उसे वहाँ बैठा छोड़कर अब ज़ोहरा का हाल सुनिये। 

ताहिर से जुदाई के बाद ज्रोहरा रात-दिन उसकी याद में तड़पती रहतो थी। कुछ दिने 


ह8 


बाद उसके निर्दयों पिता ने एक बादज्ञाह के बेटे करारा बातिर के साथ उसकी क्षादी कर दी। 
इसी दिन से ज़ोहरा की ज़िंदगी में ग़म के असावा और कुछ न रहा। 
* दिन बीतते गये। एक बार जोहरा को एक सपना दिल्लाई दिया। 

सपने में डोहरा को लगा जैसे वह ताहिर के साथ एक छूबसूरत बाग में घूण रही है। 
ज्ोहरा की मींद खुल गयी और वह फूट-फूटकर रो पड़ी। 

“क्या भेरा प्रियतम जिंदा है? काप्त, कोई उसकी खबर लाकर मुझे देता ! ” सोचते- 
सोचते उसका विस दुखी हो उख्ता। 

जूसरे दिन जोहरा एक थाल पूरा सोने से भरकर सराय में पहुँची। सोना उसने कारवाँ 
के सरदार को दिया और उसकी मिन्नत करने सगी: 

“आप तो सारी युनिया में घूमते हैं, हर तरह के लोगों से मिलते हैं। आप ताहिर को 
दूंढकर , उसकी खबर साकर मुझे दीजिये! या कम-से-कसम यही पता लगाहये कि वह जिंवा 
हैपा नहों! 

“ठीक है!” सरदार घान गया। और वह अपने ऊंट पर सवार होकर ताहिर को ढूंढ़ने 
निकल पड़ा। 

वह कई दिनों तक गाँव-गाँव, शहर-गहर में जाकर ताहिर को दूंद़ृता रहा, पर उसे 
वह कहीं नहीं मिला। 

एक दिन सरदार नदी के किनारे पहुँदा। उसने वहाँ एक छूवसूरत नौजवान को उदास 
बैठे देखा। उसके चारों ओर लोग घुद्ियाँ मना रहे थे। 

“हैं एक गीत गाकर देखता हूं! शायद, पही ताहिर हो,” सरदार ने अपने मन में 
सोचा और गाने सगा: 


मैं सरवार कारवां का 
मटकता देश देश, 

बूंढ़ता तुम्हें, ताहिरजान 
तुम कहां हो, ताहिरजात ? 


अपना नाम सुनकर ताहिर मुस्कराया और जवाब में बोला : 


ऐ, मेरे कारणां के सरदार! 

कर वो मुखर स्वर फिर से 

बही एक बार। 

तुम्हारे सामने खुद बैठा है ताहिरजान। 
नजर उठाकर देखो तो एक बार। 


यह पता लगाने के लिए कि यह वही ताहिर है या और कोई , सरदार ने अपना गीत 
फिर छेड्ा: 


सुनकर नाम जोहरा का, 
गले से कौर उतर नहीं सकता। 
साप्रने दस्तरखान के ताहिरजान 
खामोण बैठ नहीं सकता। 


जैसे ही सरदार ने जोहरा का नाम लेकर गीत गाया, ताहिर उठकर भागा और उसके 
ऊँट की गर्दन से लिपट गया मौर आंखों में आंसू मरकर मिन्नत करने लगा: 

“मुझे डोहरा के पास ले चलो। मैं उसे कम-से-कम एक बार तो देख लूँ!” 

“ ज्ोहरा की ज्ञावी कारा बातिर के साथ कर दी ययी है,” सरदार मे जबाब विया। 
" अब आपको उसे देखने से क्‍या फ़ायवा ? और आप मो इतने विन यहाँ रह चुके हैं, शायद , 
आपकी मी शादी हो गयी है। जाप जाकर क्या करेंगे? बेहतर होगा, आप वहीं रहें ! मुझे 
सिर्फ़ इतना मालूम करना था कि आप झिंदा हैं या नहीं।” 

“ जहाँ मेरी क्षादी बादशाह की बेटी के साथ कर दी गरी!” ताहिर ने जवाब दिया। 
“ मेरी शादी हुए चालोस विन हो चुके हैं, पर मैं एक बार भी अपनी पत्नो से न हो बोला 
हूँ, न ही मैने उसकी ओर नज़र उठाकर देखा है। मुझे ज्ोहरा के पास ले चलो।” 

सरदार मान गया: 

“ठीक है, मैं आपको ले चलता हूँ। पर पहले जाकर अपनी पत्नी से विदा लेकर आद्ये। 
आखिर, बह आपको प्यार करती है, इसी लिए तो उसने आपसे शादी को है। उसका दिल 
नही दुखाना चाहिए।” 

ताहिर महल में पहुंचा और एक पैर देहरी के अन्दर और दूसरा बाहर रखे-रखें ही बोला: 

“है, क्ाहआदी! आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, पर आज घुझे डोहरा को खबर मिलो 
है और मैं अभी उसके पास जाना चाहता हूँ।” 

शाहज्ादी ने पूछा ' 

“ क्ष्या नदी आपको मेरे पास बहाकर नहीं लायी थी? क्‍या हतनी दूर रहनेवाली जोहरा 
मुभसे स्थादा सुंदर है?" 

“ इसमें कोई क्षक सहीं कि नदी मुझे बहाकर आपके पास लायी थी। आप बहुत सुख्वर 
हैं, पर जोहरा दूर रहकर भी मेरे दिल के ज्यादा करीब है!” ताहिर ने कहा और सिर भुकाकर 
वहाँ से तिकल आया। 

* कारवाँ के सरदार के साथ उँट पर सवार होकर वे दोनों उसी वक्‍त वहाँ से चल दिये। 
काफी देर तक अलते रहने के बाद वे ऐसी जबह पहुँचे, जहाँ रास्ता तीन दिशाओं में 
बंटता था। एक बड़ा पत्थर उनका रास्ता रोके हुआ या। उस पत्थर पर लिखा या: “ वायों 


भ्र 


ओरवाले रास्ते पर जानेवाला वापस नहीं लौटेगा, बायीं ओर जानेवाले रास्ते का अंत नहीं 
है, सीधा जानेवाला रास्ता खतरनाक है।” सरदार सोचने लगा: “कौन-सा रास्ता चुनूं?” 

" सीधे जानेवाले रास्ते पर चलते हैं,” ताहिर बोला। “द्वालांकि यह रास्ता खतरनाक 
है, पर सीघे रास्ते से हम जोहरा के पास ज़्यादा जल्दी पहुँच राकेंगे। 

और वे प्ीधे जानेवाले रास्ते पर चल पड़े। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर 
के लोग थोड़ी देर पहले हिरासत से भागे हुए दो चोरों को तूंढ़ रहे थे। ताहिर और कारवाँ 
के सरदार को देखते ही उन्होंने सपा ये ही ये चोर हैं और उस्हें बाँधकर काल-कोठरी में 
डाल दिया। 

काल-कोठरी में बंद ताहिर रात-दिन्त तड़पता रहा। उसकी प्यारी ज़ोहरा अब ज़यावा दूर 
गहीं थी , पर मज़बूत दीबारें और लोहे के दरबाज़े पार करके वह किस तरह उसके पास पहुंचता। 
सोचते-सोचते ताहिर को एक चाल सूफी: “मैं इस छरह गाऊँगा कि लोग मेरी आवाज्ञ सुन 
लें। शायद , कोई मुझे पहुचान ले और मुझे कैद से छुटकारा विसा दे!" 

और उसने गाना शुरू कर दिया: 


रवि-क्षशि की बांहें पामे 

मैं तुझसे मिलने आता था। 

लेकिन भाग्य ने उल्टा खेल खिलाया 
काल-कोठरी में जा पहुंचाया। 

बिन ताहिर के जोहरा तड़पे, 

इधर मैं भी तड़प रहा हूं, हाथ !* 


बह यही गीत रोजाना गासा रहा। एक दिन उसका गीत एक छौदागर को सुताई पड़ा, 
जो बचपन में ताहिर के साथ एक दी विक्षक के पास पढ़ने जाता था। 

"अरे, यह तो ताहिर है!” सौदागर ने कहा। “ जोहरा को इतने सालों तक न भूलनेवाला 
और कौन हो सकता है?!” 

सौदागर पहरेदारों के पास पहुंचा और उन्हें अंजलि भर सोना देकर बोला: 

"“हाहिर को छोड़ दो! वह बेक़सूर है। पह तो सिर्फ़ अपने प्यार के लिए ज़िंवा है।” 

पहरेदारों ने लाहिर और कारणों के सरदार को छोड़ दिया और उनका ऊंट उन्हें वापस 
दे विया। सौदागर का शुक्रिया अधा करके ताहिर उससे विदा हुआ और आगे चला। 

काफ़ी सम्बे सफ़र के बाद एक दिन सुबह थे अपने धहर आ पहुँचे। सराय के पास पहुँचकर 
साहिर अपने स्लाथी से विदा हुआ और अकेला ही पहल,कों ओर चल पड़ा। 


“ पद्मानुवाद - मंजर पसीष। 


क्र 


बाग में घुसकर ताहिर ज्ोहरा को ढूंढ़ने लगा। वह एक बेझ्कीमती क़ालीन पर गहरी 
नींद सोयी हुई थी। उसे जगाने के लिए ताहिर ने घीरेसे गीत छेड़ा: 


जागो , जागो, कब से जगा रहा हूं, जोहरा प्यारी ! 
राह निहारते अंखियां थक गयीं, जोहरा प्यारी! 
सोयी कब से , जागो भी अब , ज़ोहरा प्यारी! 
उठकर जल्दी गले सगा लो, 

ज़ोहरा प्यारी! 


ज्ोहरा ने अपने प्रियतम की आवाज़ सुभी तो उसको नींद खुल गयी और वह खुशी से 
भूम उठी। वह उठकर आंखों में आंसू भरे मुस्करातोी हुई ताहिर से लिपट गयी। और इसी 
तरह एक दूसरे की बाहों में बंधे हुए वे बाग्र के अन्दर चसे गये। 

एक यूसरे के साथ बातें करते-करते , एक दूसरे को निहारते वे बिलकुल मी नहीं थके। 
और उन अभागों को यह भी पता नहीं चला कि क़ारा बातिर की बहन ने उन्हें देख लिया 
है। वह अपने माई के पास दौड़ो और बोली: 

“ ताहिर आ पढ़ेँंचा है। 

गुस्से में पागल क़ारा बातिर बादशह के पास भागा और उसने सारा किस्सा उसे सुनाया। 

बादशाह ने अपने सिपाहियों को बाश में भेजा। उन्होने ताहिर को पकड़कर एक गढ़े में 
फेंक दिया , जिसमें घुटनों तक कीचड़ था और ऊपर में पानी गिर रहा था। 

दूसरे दिन बादशाह ने अपने वज़ीरों और सलाहकारों को बुलाया। काफ़ी समय सोचने- 
विचारने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि ताहिर के दो टुकड़े करके शहर के दरवाजों पर 
लटका दिये जायें। 

मुनादी करनेवालों ने झहर में एज़ान करके लोगों को मृस्‍्तयु-ृंड का नज़ारा देखने के लिए 
मुलाया। लोग भागकर गहर के मैदातों में इकट्ठे होने लगे। जोहरा भी आयी। सबको ताहिर 
के साथ सहानुभूति थी और बादशाह की निर्दयता पर गुस्सा आ रहा था। 

“ ताहिर बापस क्‍यों लौटकर आया?” कुछ लोग कहने लगे। 

“ ताहिर का प्यार उसे बापस खींच लाया,” दूसरों मे जवाब दिया। 

“ तर क्या इसोलिए बेचारे लड़के को मौत की सज्ां दी जा सकती है? इस खूनी बादशाह 
का सत्याताषा हो!” 

सिपाही ताहिर को लेकर चबूतरे पर आये। जल्लाद ने अपनो तलवार की धार लेख को। 
लोग बादशाह को कोसने लगे, पर कुछ न कर पाये। जोहरा ने मी अपने बेरहम पिता की 
बहुत आरखजू-मिन्नत की, पर वह पत्थरदिल ज़रा भी _नहीं पिघला। और जब जोहरा ने ताहिर 
को जल्साद के हाथों में देखा , तो उसकी आंणों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर 
जमीन यर गिर पड़ी। 

जस्लाद ने तसयार के यार से ताहिर के दो टुकड़े कर डाले। 


92 


लोग चीख उठे, चारों ओर से आहें और सिंसकियां सुनाई देने लगीं। एक बुढ़िया भीड़ 
में से निकलकर आयी और गुस्सेमरे स्वर में बादशाह से बोली : 
ज्ञालिम शहंजाह , तेरे तख्त से टपकता है 
जैसे किसी जल्‍्लाद की तलवार से खूं 
टपकता हैं। 
मौत के थाट उतार दिया तुमने भले 
ही ताहिर को, 
बाल बांका भी तहीं कर पाओगे 
उसकी मुहब्बत को। 


इसी बोच जल्लादों ने ताहिर के शरीर के दोनों टुकड़े शहर के दरवाज़ों पर लटका विये। 
तब जोहरा ने सिर उठाया और अपनी आह रोककर बोली : 


ज्ञालिम अहंशाह, जब तक भू पे 

काबिज़ लू रहेगा 

घरतो पर इंसाफ़ का निशान भी 

बाकी न रहेगा। 

न कभी सूरज आसमां पे रोशन होगा, 

न कभी पहाड़ों पर बर्फबारी का दामन होगा। 
सुनो, सुनो, लगी हैं ऊंटों को क़तारें 

गूंज रहीं हरहर की सारी दीबारें। 

गोक्त ताहिर का हो रहा नीलाम 
अब्या-क़साई बोलियां लगाते-लगाते सरे-आम। 


और बावद्ाह्‌ उसे कुछ भी जवाब न दे पाया। 

ताहिर के मरने के बाद ज़ोहरा ने काले कपड़े पहम लिये , चेहरे पर परदा डाल लिया 
और चालीस दिन और चालीस रात अपने प्रियसम्त के मरने का शोक मनाती रही। 

इकतालीसयें दिन जोहरा ने बादक्षाह से ताहिर की कृद्र पर जाने की हजाजत मांगी। 
बादशाह ने इजाजत दे वी, पर उसके साथ कई नौकरानियां लगा दीं। तब जोहरा ने अपने 
रूमाल में बहुत-से मोती बांधे और एक कटार लेकर चल पड़ी। 

महल से बाहर निकलते ही जोहरा ने रास्से में मोती बिखेरने शुरू कर विये। मोती देखकर 
दासियां रुक-सककर उन्हें उठाने लगीं। हि 

जोहरा उनसे दूर होती गयी। जब ये सब आंखों से ओभल हो गयीं, तो ताहिर की कुंग्र 
बहुत कम दूरी पर रह गयी थी। जोहरा ने बाकी बच्चे पोती फेंके, मागकर , ताहिर की कब 
पर पहुँची और अपने दिल में कटार मोंक ली। 


93 


दासियां सारे मोती चुनकर क़क् पर पहुँचीं। उन्होंने देखा-जोहरा मरी पड़ी है। वे सब 
फूट-फूटकर रो पड़ी , पर जाँसू बहाने से क्या फ़ायदा ? दूसरे दिन जोहरा को ताहिर के पास 
हो दफ़नाया गया। 

कारा बातिर को जब इस बात की ख़बर मिली, तो वह बिल्लाया: 

“ महीं , मरने के बाद भी मैं जोहरा को ताहिर से प्यार नहीं करने दूँगा। मैं परलोक 
में भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूँगा,” और गुस्से भें उसने आत्महत्या कर ली। 

" मेरा भाई उन्हें अकेले नहीं छोड़ता चाहता था,” क़ारा बातिर की बहन बोली। “ उसे 
ताहिर और जोहरा के बीच में दफ़ताया जाये! ” 

“ क्या अपनी जिम्बगो में उन्होंने कम्त कष्ट केले! क्‍या मरमे के बाद भी उन्हें चैत नहों 
मिलेगा? उन्हें चैन से रहने दो, रहम करो! ” लोग कहने लगे। पर उनकी एक स॑ सुनी गयी। 

जुल्मियों ने कारा बातिर को ताहिर और जोहरा के बीच में दफना दिया। 

ताहिर की कब्र में से लाल गुलाब उगा और जोहरा को कदर में से सफ़ेव गुलाब। उनके 
बीच में एक कंटीली भाड़ी उग आयो। पर दोनों गुलाब के पौधों की ज्ञाखाएँ कंटीली भाड़ो 
को पार करके एक दूसरे से लिपट गयों। तब से आज तक वे दोनों हभेशा घिलते आये हैं, 
बिलकुल वैसे ही जैसे हो ताहिर और ज्ञोहरा का अपर प्रेम्त .. 


जादूई होरा 


बहुत सप्रय पहले एक गांव में एक औरत अपने बेटे के साथ रहतो 
थची। 
"बेटे, ” माँ ने एक बार कहा। “यह पैसे ले और बाज़ार से 
रोटी खरीद ला।" 
लड़का पैसे लेकर घर से निकला। 
चौराहे पर कुछ लड़के एक मरियल-से बिल्ली के वच्से की सता रहे थे। 
लढ़के को बिल्ली के बच्चे पर वया आयी। वह बोला : 
“ दोस्तो, बिल्ली का बच्चा मुझे बेच दो ! ” 
“यह लो,” लड़के बोले। 
/ कितने पैसे दूँ?” 
/ जितमे चाहो।" 
“अच्छा, ये लो!” 
लड़के ने पैसे दिये और बिल्ली के बच्चे को सीने से चिपटाये घर लौट आया। 
"रोटी ले आया, बेटा ?” माँ ने पूछा। 


फ्र्व 


“हैं रोटी नहीं, यह बिल्ली का बल्चा ले आया,” बेटे ने जवाब दिया। 

“ब्रेटा, तू ने यह क्‍या किया?” 

लहके ने सारी बात मां को बताकर कहा: 

“कोई नात नहीं , माँ, हम एक दिन बिना रोटी के रह लेंगे।" 

दूसरे दिन मां ने लहके को कुछ पैसे दिये और कसाई की दुकान से गोइत खरीदकर लाने 
फ्रो कहा। 

लड़का पैसे सेकर बाज़ार जा रहा था कि उसने देखा -कुछ लड़के एक पिस्ले को चारों 
ओर से भेरकर उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। लड़के को उस पर दया आ गयी। 

“अरे, भई , मुझे यह पिस्ला बेच दो ! " 

“ये लो! 

“ तुम्हें कितने पैसे दूँ इसके ? ” 

“जितने चाहो।” 

“अच्छा, पे लो।” 

पिल्ले को लेकर वह लौट आया। 

“क्या गोक्त ले आया, बेटा?” माँ ने पूछा। 

“ आप नाराज़ न होना , आपने जो पैसे दिये थे, मैने उनसे यह पिल्‍ला खरीद लिया।" 

माँ बड़ी दुःखी हुई। “बेटा , हम ग़रीब लोग हैं। मैंने किसी तरह गोइत के लिए ये वैसे 
बचाये थे और तू गोइत के बजाय पिल्‍ला खरीद लाया। इसकी हमें क्या जरूरत है! इसे खिलाने 
के लिए हमारे पास क्‍या है?” 

“कोई बात नहीं, माँ, हम एक दिन बिना गोझ्षत के रह लेंगे।” 

तीसरे दिन माँ ने बेटे को कुछ और पैसे दिये और उसे बाजार से कुछ चर्बी खरीदने भेजा। 

लड़के ने बाज़ार जाते समय देखा -गली में कुछ लड़के चूहेदानी में फंसे एक चूहे के बच्न्ये 
को सता रहे हैं। 

“अरे, भई , क्‍या यह चूहे का बच्चा मुओ बेचोगे?” लड़के ने पूछा। 

“ ज़रूर बेचेंगे ! ” 

लड़के ने पैसे दिये और चूहे का बछ्चा लेकर घर जा गया। 

“क्ष्यों, बेटा, चर्बी से आया?” माँ ने पूछा। 

“मुझे माफ़ करना , माँ,” लड़के ने जवाब दिया और चूहे के बच्छे को खरीदने का पूरा 
क़रिस्सा सुना दिया। 

माँ बेटे को बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने इस बार भी बेटे को फटकारा नहीं। 

दिन बीतने लगे। लड़का जयान हो गया। कुत्ते , बिस्ड्री और चूहे के बच्चे मो बढ़े हो गये। 

एक बार लड़के ने सदों में एक सछली पकड़ी। उसने सछली साफ़ करके अंतड़ियां कुत्ते 
को डाल दों। कुत्ता उनको चबाने सगा। चबाते-चबाते उसे अपने दांतों के बोच कुछ कठोस्सी 
चौज़ महसूस हुई। उसने उगला तो देखा-सूरज को तरह चमकता एक हीरा है। 


95 


होरा देखकर लड़का खुशी से उछल पड़ा। उसे जादुई होरा अहानरबा मिल गया था। 

लड़के ने हीरे को हथेली पर रखकर कहा: 

“ अहानरवा , मुझे लाना खिला!” 

उसने यह कहा और आहइच्चर्य से उसका मुंह फटा रह गया: एक क्षण में ही उसके सामने 
“एक बहुमूल्य दस्तरख्लान पर तरह-तरह के हतने स्वादिष्ट पकवान आ गये , जितने उसने कमी 
सपने में भी न देखे थे। 

लड़का मागता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा और उसे वह करामाती हीरा विखाया। 
माँ बहुत शुझ् हुई और उस दिन से उन लोगों को किसी चरीड की तंगी महसूस नहीं हुई। 

एक बार लड़के ने छाहर में एक बजुत ही सुन्दर सड़की को देखा। 

“ मैं इससे ही शादी करूँगा !” लज़के ने सोचा और यह जात माँ को मी बता दी ! 

“अरे , बेटा ,” माँ ने कहा, “क्या तुझे मालूम नहीं कि बह बादशाह की बेटी है और 
हम ग़रोब लोग हैं। कहाँ बादशाह और कहां ग़रीब। मैं तो उससे शादी की बात भी करमे 
"नहीं जाऊँगी ! रे 

“माँ, बस इतना ही कर दो, यस बादशाह से जाकर कह दो, लड़के ने जिद की। 

माँ काफ़ी देर-तक मना करती रही, पर अंत में सैयार हो गयी। 

“ठीक है," माँ वीलो , “जाती हूँ। पर यह वास याद रख - बादझ्ञाह के महल में जाकर 
कोई सुख से नहीं रह पाया है।” 

वह रात को महल के पास पहुँचो और दरवाजे के सामने का रास्ता साफ़ करके लौट 
आयी। 

अगले दित जब बादशाह सुबह अपने महल से बाहर निकला . तो उसने देखा कि दरवाज़े 
के सामने बहुत सफ़ाई है। दूसरे दिन भी उसने देखा फिर उसके दरवाज़े के सामने का रास्ता 
साफ़्सुथरा है। बादशाह को बड़ा आइचर्य हुआ। उसने दरयाजे के बाहर पह्रेदार खड़े कर 
दिये। 

तोसरे दिन पहरेदार बुढ़िया को पकड़कर बादक्षाह के महल में ले आये। 

“' तुम महल के सामने सफ़ाई क्‍यों करती हो?” बादशाह ने बुढ़िया से पूछा। 

“मैं अपने बेटे का रिकता आपकी बेटी से करने आयी हूँ। हम लोग ग़रीब हैं, इसलिए 
मैं सीधे आपके पास आने की हिम्मत न कर सको। वैसे आपके पहरेदार भी मुझे आप तक 
पहुँचने गहीं देते ।” 

बावशाह ने गुस्से में औरत को मौत की सज्जा दिये जाने का हुक्‍्स ये पिया, पर उसके 
दायें हाथ को बैठे वड्ीर ने उसे सलाह दी: 

/ आप क्यों इस बेचारी औरत को मौत को सज़ा देना चाहते हैं? हससे अच्छा यह होगा 
कि आप इससे कोई असंभव काम करने को कहें॥। फिर यह स्वयं ही महल के पास फटकने 
की हिम्मत नहों कर सकेगी।" 

वजीर की सलाह मानकर बादशाह ने औरत से कहा: 


96 


“जा, अपने बेटे से कह कि वह मुझे मेरी बेटी के बदले में सोने से लवे चालोस ऊंट दे ! ” 

“ इत्तना सोना हम लायेंगे कहाँ से ! ..” माँ सोच में पड़ गयी। घर पहुँचकर उसने बाद- 
शाह को शर्त बेटे को बतायी। 

“ फ़िक्र की कोई बात नहीं, ” बेटा बोला! ट 

उसने केवल एक बार जादुई हीरे अहानरबा से कहा और सुबह बुढ़िया की भोंपड़ी के 
बाहर सोने से लदे चालीस ऊँट एक कतार में आ छड़े हुए। 

“प्र, अब आप इन ऊँटों को लेकर बादवाह के पास जाइये ,'” लड़का बोला। माँ ऊँटों 
को लेकर बावज्ञाह के महल में पहुँची। बादशाह भौचक्का रह गया, पर उसने तुरन्त हुक्म 
दिया : * 

८ अब अपने बेटे से कहो कि वह अपनी मंगेतर के लिए खालिस सोने का महल बनवाये। 
इसके बाद हो क्षादों के बारे में सोचा जा सकेगा।” 

माँ बहुत चिंता में पड़ गयी और भर लौटकर उसने बादशाह की गयी शर्त अपने बेटे 
को बतायी। उसे सुनकर बेटा बोला: 

“ आप चिन्ता मत कीजिये, खालिस सोने का महल भी बन जायेगा।" 

सुबह होते-होते नदो के किनारे ख़ालिस सोने का एक सुंदर महल मो बनकर तैयार हो 
गया। इतना सुंदर महल दुनिया में किसी ने न देखा था। 

माँ बावशाह के पास पहुँची और बोली: 

» आपकी बेटी के लिए महल तैयार है। चलकर देख लीजिये!” 

बादज्ाह अपने वद्ोरों के साथ आया। सोने का महल देखकर आइचर्य के मारे उसका 
मुंह खुला का खुला रह गया। 

अन बादशाह किसी तरह मपने वायदे से मुकर नहीं पाया और उसने अपनो बेटी की शादी 
बड़ी धूमधाम से उस औरत के बेटे के साथ कर दो। 

बावक्षाह के महल में एक बूढ़ी चुडैल रहती थी। उसने यह पता लगाने का निश्चय किया 
कि एक रात में ही इस लड़के ते किस तरह इतना सुंबर महल बना लिया और वह भी छालिस 
सोने का। 

चुडैल शाहज़ादो के पास आयी और उसे अपने पति से यह भेद उगलबाने के लिए मना 
लिया। 

बादशाह की बेटी भी यह भेव जानने के लिए बड़ी उत्सुक थी। वह अपने पति से पूछने 
लगी। 

लड़के ने उसे सारी बात बता दी। 

“ प्रेरे पास जादूई हीरा अहातरबा है। उससे मैं जो मी माँगूँ, मुझे फ़ौरन मिल जाता है।। 

“ तुप्त अहानरबा को कहाँ छिपाकर रखते हो ?': पत्नो ने पूछा। 

“मैं उसे अपने मुंह में जोभ के नीचे रखता हूँ,” लड़के ने बताया। 

दूसरे दिन बादझ्षाह की बेटी ने सारी बात चुहैल को बता दी। 


फ्प 


चुहैल रात होने का इंतज्ञार करती रही , जब लड़का महरी नींद में सो गया, तो उसने 
उसके घुंहू में से जादुई हीस निकाल लिया और बोली: 

“है, अहानरबा , शाहजादी सहित सोने के महल को उठाकर बादशाह के महल के पास 
रख दे! और इस ग़रीब लड़के को वहीं रहने दे, जहाँ यह पहले रह रहा था।” 

पलक भापकते ही शाहज़ादी और सोने का महल बादष्याह के महल के पास पहुँच गये। 

लड़के की मींद छुली , तो उसमे देखा - महल ग़ायब है और वह अपनी दूटी-फूटी भोपड़ी 
में पड़ा है। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही हैं और बिस्सी, कुत्ता और चूहा एक कोने में 
उदास बैठे उसकी ओर देख रहे हैं... 

“ हाय , मैं कितना बदनसीब हूँ!” सड़के ने एक आह मरी। “ मेरा जादुई हीरा ग़ायब 
हो गया। अब मैं क्या कह? ..” 

और वह जमीम पर गिरकर फूट-फूटकर रोने लगा। 

कुत्ते, बिल्ली और चूहे को अपने मालिक पर बड़ी दया आयी। 

“ हमें कोई तरकीब सोचनी चाहिए, जिससे जादूई हीरा हमारे मालिक को बापस मिल 
जाये , ” वे तीनों अपने मन में सोचने लगे। 

कुत्ता भौंक उठा। 

बिल्ली प्यारऊँ-म्याऊँ करने लगी। 

चूहा चीं-चीं करने लगा। 

वे तीनों भोंपड़ी से बाहर भागे और आंखों से ओभल हो गये। 

के बिना दम लिये दिन मर भागते रहे और क्षाम हलने तक बादशाह के बाग्न के पास 
पहुँचे। उन्होंने वेखा दीवार के उस ओर लड़के का बनवाया हुआ सोने का- महल चमचमा रहा 
है। 

“ हमें किसी तरह महल में घुसना चाहिए!” कुत्ते, बिल्ली और चूहे ने योजना बनायी। 

प्रहल के चारों ओर की दीतारें बहुत ऊँची थी- उन्हें पार करमा कठिन था और सारे 
घरवाज़ों पर मज़बूत ताले लगे थे। क्‍या किया जाये? 

के लोग वीवार में छेद या दरार ढूँढने लगे। 

चूहे ने अपने पंजों से सुरंग श्ोदना शुरू कर विया। बिल्ली और कुत्ते ने मिलकर छेव 
बढ़ा किया। इस तरह तीनों ने भिलकर दीवार के आरपार छेद बना लिया। 

पहले चूहा सुरंग में घुसा, उसके बाद बिलली। और कुत्ता बहीं रुककर पहरा देने लगा। 

चूहे और बिल्ली ने सारा महल छान मारा। अन्त में वे एक कमरे में पहुंचे। 

जहाँ धादक्षाह्‌ की बेटी सो रही प्री और उसके पास ही चुडैल बैठी ऊंच रही थी। चुड़ैल 
के होंठ बड़ी मज़बूती से आपस में जुड़े हुए थे। 

चतुर चूहा फ़ौरय समझ गया कि चुडैल ने जादूई हीरा अहानरबा अपनी जीभ के नीचे 
छिपा रखा है। चूहा चुपक्षाप चुडैल के पास पहुंचा और उसने अपनी पूंछ सीधी करके उसकी 
नोक चुडैल की नाक में धुसेढ़ दी। 


98 


“"आक-छीं ! ” चुडैल छोंकी और उसका पुंह खुलते ही अहानरवा जप्तीन पर गिरा। बिल्ली 
फ़ौरन उसे अपने मुंह में दबाकर वहाँ से भाग निकजी। 
जब तक चुडैल को होश आये , तब तक चूहा और विल्लो कुले के पास पहुँच चुके थे। 
बिल्ली से हीरा लेकर कुछ्ते ने उसे अपने मुंह में दवा लिया और सीनों वहाँ से भाग निकले। 
बादशाह के महल में क्षोर सच गया। 
“ पकड़ो, पकड़ों ! ” 
पर कौत सोच सकता था कि जादुई हीरा किसी आत्ारा कुने के मुंह में छिगा हो सकता 
है! 
थोड़ी देर बाद कुत्ता, बिल्ली और चूहा नदी के किनारे हुँचे। 
ब्रिल्ली बोली, “ मैं हीरे को लेकर नदी पार कहूँगी! ” 
“नहीं,” कुत्ता बोला। “ तुप्त अच्छी तरह तैरना नहीं जानती, खुद तो डूबोगी ही और 
साथ में जादुई होरे को भी ले, डूबोगी।'” 
चूहा भी चाहता था कि वह हीरे को लेकर नदी पार करे। 
तीनों काफ़ो समय तक बहस करते रहे। कुत्ता अपनी वात पर अड्डा रहा और होरा उसने 
अपने पास ही रखा। तीमों नदी पार करने लगे। कुत्ते ने पानों में अपनी परछाई देखी और 
उसे दूसरा कुत्ता समझकर भौंकते “हो जादुई हीरा थानों में गिर गया। उसी समय एक बहुत 
बड़ी मछली तैरती हुई आयी और जादुई हीरा निगलकर वहाँ से गायब हो गयी। 
“पैने कहा था न कि तुम्हें हीरा लेकर नदी पार नहीं करती चाहिए धी ! ” बिल्लो बोली। 
उनकी समझ में न आ रहा था कि क्‍या करें। वे अपने मालिक के पास बिना जादुई होरा 
लिये नहीं जाना चाहते थे। 
वहाँ से धोड़ी दूरी पर मछुओं की एक बस्ती थी। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तोनों को 
बड़ी तेज भूख लगी और थे घछुओं की बस्तों की तरफ़ भागे। 
उनके भाग्य से एक मछुए ने बड़ी मछली पकड़ ली। उसे साफ़ करके उसने उसकी अंतड़ियां 
फेंक दीं। कुला, बिल्ली और चूहा उसे खाने लगे। 
अचानक बिल्ली छुशी के मारे म्यारऊँ-स्या बोल उठी: मछली की अंवृडियों में उसे कुछ 
पत्थर जैसा भहसूस हुआ। तीनों ने बढ़े ध्यान से देखा और शुक्ी से नाच उठे: यह वहीं जादुई 
हीरा अहानरबा था! 
कुत्ता , बिल्ली और चूहा फ़ौरत अपने मात्तिक की कोंपडो को ओर भागे। लड़के की मां 
ने उन्हें देख लिया और बोली: * 
“ ब्वेटा, देख , तेरे कुला, बिल्ली और चूहा लौट आये हैं।' 
बिल्ली ने जादूई हीरा अपने पालिक के साभने रख विया। लड़का छुश होकर बोला: 
“ हैं छुप लोगों का अहसान डिंदंगी भर नहीं भूलूंगा ! " 
“हम भी जब तक डिन्दा रहेंगे, तुम्हारी सेशा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे. क्योंकि तुमने 
एक दिन हमें मौत से बचाया था, ” कुत्ता, बिल्ली और चूहे ने एक स्वर में कहा। 


99 


लड़का बोला: 

» मैं अमी इस हीरे से सोने का महल यहाँ लाने के लिए कहता हूँ। 

“नहीं , हमें सोने का महल नहीं चाहिए ,” माँ ने उसे रोका। 

तब लहके ने हीरे को हुक्म दिया: 

“ महल ग़ायव हो जाये ! ” 

और फ़ौरन बादशाह का महल स़रायब हो गया और वादक्षाह, गाहजादी और चुड़ैल का 
निशाम भी बाक़ी न रहा। 

कहते हैं, बाद में लड़के ने एक ग़रीब माली की लड़की से शादो कर ली और वे सब 
लोग बहुत सुख-चैन से रहने लगे। 


ऋर बादशाह 


बहुत समय पहले एक देझ् में ऋूर बादशाह राज करता था। एक 
बार पता नहीं क्‍यों उसने एक नया हुक्म जारी किया: 

“जिस आदमी के घर में कोई आदमी मरे उस घर का मालिक 
उसकी लाज् उठाकर छत्त पर ले जाये और एक छत से वूसरी पर 
होकर ही कब्रिस्तान तक लेकर जाये। जो कोई इस आज्ञा का पालर 
नहीं करेगा, उसे मौत की सज़ा दी जायेगी।" 
उस देक्ष में एक बहुत बूढ़ा कत्थक रहता था, जिसके सार 
बाल पक चुके थे। वह बादशाह के पास गया। 


बादझ्षाह ने पूछा : 

“तुम यहाँ किस लिए आये हो?" 

कत्यक बोला: 

“क्या प्रजा मूल , ग़रीबी और तुम्हारे अत्याारों से कम परेशान है, जो तुमने एक गये 
बेतुका हुक्म जारी किया है? मरे हुए को दफ़्ताने के लिए उसके रिश्तेदार पांच और कई बाः 
तो दस-दस दिन तक परेशान होते हैं। तुम्हें इस में क्या आनंद आता है?" 

बादकाह आग-बबूला हो उठा। 

“लोग कहते हैं कि बूढ़े बुद्धिमान होते हैं,” वह बोला। ”पर वास्तव में यह भूठ है 
कोई सिरफिरा बूढ़ा आकर मुझे सीख दे रहा है। इसे पकड़कर फ़ौरन फांसी दे दो!” उसे 
जल्लादों को बुलाकर हुबम दिया। 

इसके बाद बादझ्षाह ने एक नया हुक्म निकाला: 

“ सब सफ़ेद दाढ़ीयाले बूढ़ों के सिर छड़ से अलग कर दिये जायें।' 


कण 


जल्‍्लाद हर धर में घुसकर सफ़ेद दाढ़ीवाले बूढ़ों को पकड़कर उनके सिर काटने लगे। 
कुछ बूढ़ों ने भागकर अपनी जान बचाई , कुछ तहखानों और तलपघरों में छिप गये। जिसे जहां 
जगह मिली , वह वहीं छिप गया, ताकि उसे कोई दढूंढ़ न पाये। 

एक बार आदझ्ञाह ने तीस वर्ष तक की आयु के सैनिकों को कूच के लिए तैयार होने का 
हुक्स दिया। “ और जिसे इकतीसवां वर्ष लग चुका है, उसे छोड़ दिया जाये ! ऐसे लोग कमज़ोर 
होते हैं,” उसको सूझी। 

बादशाह का एक वज़ीर था। वह बादशाह को समझाने लगा: 

“ हुजूर, आपने क्‍यों ऐसा हुक्म निकाला?” 

पर बावशाह तो सहन हो नहीं कर पाता था कि कोई उसे रोके-टोके या सीख दे। 

“अरे, बेवकूफ़ , सुम गया समभोगे?” वह वज़ीर पर टूट पड़ा! 

“ फिर कभो मुझे सीख देने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने दूसरी मार ऐसा कहा, 
तो तुम्हारे मुंह में पिघला हुआ सीमा भरवा दूँगा।" 

एक दिन बादशाह ने अपनी सेना के साथ कूच किया। बादशाह के सिपाहियों में जाकिर 
नाम का एक नौजवान था। उसका पिता अस्सी साल का बूढ़ा था। उन दिनों जब बादशाह 
के हुक्म से पैंतालीस वर्ष से ज़्यादा उम्रवालों के सिर काटे जा रहे थे, जाकिर ने अपने पिला 
को छिपा दिया यथा। 

बादशाह की फ़ौज के कूंच करने से पहले जाकिर अपने पिता से मिलने आया। बूढ़ा बोला: 

“ मेरे प्यारे बेटे , तुम जाओगे , तो वापस लौटकर आ सकोमे या नहीं , कोई नहीं जानता! 
तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है जो मुझे खाना खिलाये और मेरा खयाल रखे। तुम्हारे जाने 
के बाद मैं किस तरह जिन्दा रह पाऊँगा ? तुम नादशाह के पास जाकर कह दो कि बह मुझे 
मार डाले। मुझे दफ़नाकर तुम बेफ़िक होकर चले जाना। या फिर मुझे: अपने साथ ले चलो।” 

जाकिर अपने पिता को ऐसी हालत में न छोड़ सका। उसने एक संदूक़ बनाय्रा और उससमें 
अपने पिता को बन्द करके साथ ले गया। 

बादशाह अपनो फ़ौज के साथ बहुत दूर के एक देश पर चढ़ाई करने निकला। चलते- 
चख्से वे लोग ऊँचे पहाड़ों के पास पहुँचे। पहाड़ों को तजहटी में एक बहुत वही सदी बहती 
थों। उसका पानी बड़े शोर और गरज के साथ बह रहा था। बादशाह ने अपनी फ़ौज को 
नदो के किनारे पड़ाव डालने का हुक्म दिया। 

शाम को बादशाह ने एक आह्चर्यजनक प्रकाश देखा: नदी के तल में , रात के अंधेरे में 
जगमगाते तारों की तरह, दो बड़े होरे समक रहे ये। 

बादशाह ने एक सिपाही को ग़ोता मारकर नदों के तल में से हीरे निकाल लाने का हुक्म 
दिया । 

सिपाही ने गहरे पानो में ग़ोता लगाया , पर वह वापस न लौटा। वादशाह ने दूसरे सिपा- 
हियों को बुलाया। उन सब ने एक-एक करके ग्रोता लगाया, पर उनमें से कोई भी पानी के 
ऊपर वापस नहीं दिखाई दिया। 


॥0 


एक सिपाही ने बावक्षाह्‌ का विरोध करने का साहस किया। 

“ हुजूर, ” वह बोला , “ इतने गहरे पानी में नदी के तल तक पहुँच पाना असंभव है। 
हम लोग बेकार ही क्‍यों अपनी जान खोयें ? 

“ अरे, बेवकूफ़ ,” बादशाह बिल्लाया, “अमर नदी गहरी होती, तो क्या उसके तल 
में पड़े हीरे विखाई पड़ते ? जबान खोलने के लिए तुम्हारा सिर काट डाला जायेगा। जल्लादो , 
यहाँ आओ! 

सिपाही का सिर काट बासा गया। 

बादक्षाह ने दूसरे सिपाहियों को भी नदी में ग्रोता लगासे के लिए मजबूर किया। 

जब जाकिर की नदी में ग्रोता लगाने की बारी आमेवाली थी, तो वह भागकर अपने 
खेमे में पहुँचा और सन्वूक श्लोलकर रोते हुए कहने लगा: 

“ अलविदा , अब्बाजान, मुझे साफ़ करना, मुझे बुरा मसल समरकना 2! 

“क्या हुआ, बेटा ?” घबराये हुए पिता ने पुछा। 

ज्ञाकिर ने अपने पिता को वादलाह के हुक्‍्स के बारे में बताया और यह भी बताया कि 
अब तक कितने छोन मारे जा चुके हैं। थोडी देर सोचने के बाद बूढ़ा बोला: 

“क्या, नदी के किनारे कोई पेड़ है?” 

“जी, है।” बेटे ने जवाब दिया। 

“तब हीरे तदी में नहीं, पेड़ पर हैं। पानी में सिर्फ़ उनकी परछाई नजर आ रही है। 
बेटा, तुम वह जगह अच्छी सरह देख सेना और जब तुम्हारी बारी आये, तो भागकर पेड 
के छिखर पर चढ़ जाना। हीरे चिड़िया के घोंसले में रखे हैं। उन्हें अपनी कमर में बांघकर 
तुम यहीं से नदी में छलांग लगाना और फिर किनारे पर आना।” 

जाकिर पिता से विदा होकर बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसे नदी में ग्ोत 
लगाकर हीरे लाने का हुक्स दिया। 

जाकिर पेड़ की तरफ भागा और उसके ऊपर चढ़ गया। 

“तुम पेड़ पर ज्यों अढ़े ?” बादशाह ज्ोखा | 

“ हुजूर , मैं स्यादा गहरा ग्रोता लगाने के लिए पेड़ के शिखर से कूमूँगा। हीरे अगर जमीर 
के नीचे भी छिपे हुए हों, तो भी मैं उन्हें मिकालकर से आऊँगा।” 

पेड़ पर चढ़कर जाकिर ने देखा: चिड़िया के घोंसले में दो हीरे चांदनी में भिलमिल 
रहे हैं। उसने फ़ौरन उन्हें उठाकर अपनी कमर में बांध लिया और वहाँ से पानी में छलार 
लगाकर ग्रायय हो गया। जब झाकिर अपने पिता के पास था, लो बादक्षाह ने एलान किये 
शा 

» जो कोई बिना हीरे सिये पानी से बाहर आयेगा, उसकी खाल जप्ेड़ दूँगा।" 

थोड़ी देर में जाकिर पाती में से निकला और उसने दोनों हीरे बादशाह को | 


॥ 
“ शाबाश ! ” बादशाह ने उसकी तारीफ़ की और पीठ थपथपायी। 


402 


सुबह बावशाह की फौज नदी के किनारे-किनारे आगे बढ़ी। एक जगह उन लोगों को 
अहृत सा... इट्याँ दिखाई पड़ों। 

“ यहाँ चींटियाँ क्‍यों चल रही हैं? ये क्‍या कर रही हैं?” बादशाह ने पूछा। 

पर फोई भी जवाब न दे पाया। बादझाह बोला: 

४ मैं रोजामा दो आदमियों से यह सवाल पूछूँगा! जिसका जवाब मुझे अच्छा लगेगा, 
उसे हताम दूँगा और जिसका जवाब मुझे: पसंद नहीं आयेगा, उसका सिर कटवा दूँगा।'' 

बादणाह का हुएम सुतकर ज्ञाकिर फिर अपने पिता के पास आया और उन्हें यह्‌ शत 
बतायी। 

बूढ़ा बोला: 

“ तुम आादणाह के पास जाओ और कहो कि तुम उसके सवाल का जवाब देगा चाहते 
हो। कहो, ' तदी के पेंदे भें थी का खाली बर्तन पढ़ा है, इसलिए यहाँ चींटियाँ इक्ट्टी हो रही 
हैं।' और अगर बादशाह बर्तत निकालकर लाने को कहे तो कहना, अभी लेकर आता हूँ।' 
इसके बाद पेश पर चढ़कर , निशानः लगाकर , बादशाह पर तीर चसाना। मिशाना ऐसा लगाना 
कि तीर सीधा उसके मुंह में लगे और वह फ़ौरन मर जाये। इस एक आदमी के कारण कितने 
आदमी बेकार ही मारे गये! ” 

जाकिर बादशाह के पास पहुँचकर बोला: , 

“ मैं आपके सवास का जवाब दूँगा। हुजूर , नवी के पेंदे में घी का एक छाली बर्तन पड़ा 
है, इसलिए चींटियां यहां मंडरा रही हैं।" 

बादशाह आग-बबूला हो उठा। 

“ची का ख़ाली बर्तन पानी में पड़ा है, फिर चींटियाँ यहाँ क्यों चक्कर लगा रही हैं? 
जवाब हमें पसंद तहीं!” बादशाह ने कहा और जल्तादों को बुलाकर ज्ञाकिर का सिर काटने 
का हुक्म दिया। ८ 

ज्ञाकिर ने भिन्‍नत की: 

“ हुजूर , अगर आप इजाजत दें तो मैं पानी में से भी का खासी बर्तन साकर आपको 
दिखाऊँ? ” 

“ठीक है, लाकर हमें दिल्लाओं।” 

जाकिर फ़ौरन भागकर पेड़ पर चढ़ गया और एक मज़बूत डाल पर बैठकर , उसमे बाद- 
शाह के मुँह का निशामा सगाकर तीर छोड़ा। तीर सीधा दावक्षाह के मुँह में लगा और आरपार 
हो गया। 

बावशाह ढेर हो गया। 

जब जाकिर पेड़ पर से उतरा, तो सारे सिपाहियों ने, भाषकर उसे अपमे गले लगा लिया 
और खुधी से बोले: 

“ तुमने बहुत ही अच्छा किया ! ” 

जाकिर बोला: 


॥03 


“ ग्रह मैने नहीं मेरे अब्बाजान ने किया है। बड़े अफ़्सोस को बात है कि इस कर बादशाह 
के कारण इतने लोग मारे गये। 

सारे सिपाही बुद्धिमान बूढ़े के पास पहुँचे और उन्हें छूर बावशाह से छुटकारा दिलवाने 
के लिए धन्यवाद दिया और घड़ो हस्डत के साथ अपना बादशाह बना लिया। 


हुस्नाबाद 


बहुत दिन हुए एक बेरहम बावशाह राज करता था। उसको एक 
बेटी थी। उसका नाम हुस्नाखाद था। हुस्ताबाद अद्वितोय सुंदरी 
थो : उसे चांद कहा जा सकता था, पर चांद पर भी दास होते 
हैं, उसे सूरज भी कहा जा सकता या, पर सूरज में भी आग होती 
है। 


बहुत-से देशों के ज्ञाहजादे शादी का प्रस्ताव लेकर आये , पर 
बादक्षाह ने सबको इनकार कर दिया। 

हुस्नाबाद की मां एक ग्ररीब परिवार से थी। यादक्षाह अक्सर उसका त्तिरस्कार करता 
रहता था। 

“ तुम बादशाह की पत्नी हो, इसलिए तुम्हें अच्छा खाने और पहनने को मिल रहा है। 
अगर तुम्हारी शादी किसो गरीब से हुई होती , तो तुम रोटो की जगह जाज मिट्टी खा रहो 
होती |" 

हुस्नाबाद को मां रोती रहतो और हुस्ताबाद उसका यह हाल देखकर कहती : 

« भेरी ज्ञादी किसी ग़रीब के साथ कीजिये। अगर पेरे भाग्य में हुआ , तो मैं स्वयं अपने 
पति को बादशाह बमाकर अपमे पिता के तख्त पर बिठा दूंगी। फिर सब ग़रीब लोग चैन से 
जी सकेंगे।” 

एक दिन की बात है। बादशाह तख्त पर बैठा था। अधघानक एक कौवा उढ़कर माया 
और खिड़को के सामने के पेड़ पर बैठकर बोलने लगा: 

“कांग! कांब! कांव! 

मादणाह ने अपने चार सौ सलाहकारों को बुलाया। 

“ क्लौया क्‍या कह रहा, है?” उसने उनसे पूछा। 

सलाहूकारों ने काफ़ो देर तक सोचकर जवाब दिया: 

“ हम नहीं जान सकते | वह कौवा है और हप हैं- आदमो। जश्ञायद, खुश होकर कांव 
कांब कर रहा है।” ) 


॥04 


बादशाह क्रोधित होकर चिल्लाया: 

“ जल्लादी , यहां आओ!” 

फ़ौरन चौदह काले भुजंग जल्लाद अपनी तेज घारवाली तलवारें लिये बादशाह के सामने 
आ छोड़े हुए। 

“ किसकी मौत आयी है? हम फ़ौरन उसका सिर घड़ से अलम कर देंगे! " 

“ इन सब सलाह॒कारों को ले जाओ और इसके सिर काट दो!” बादशाह ने हुक्म दिया। 

हुस्तावाद बादशाह के पैरों में गिरकर बोली: 

« अव्याजान ' धगर मैं आपके सवाल का जवान दूं, तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे?" 

* अगर जवाब दे पाओगी, तो इन्हें माफ़ करूँगा," बादज्षाह बोला। 

» क्ौया अपनी डोली में कह रहा है, ' पति का भाग्य अनानेवाली भी परनी है और वि- 
गाडनेवाली भो वहो ' है।” 

बआदशाह गुस्से के मारे पागल हो उठा। 

“ ज्ेज्ञ्म !/ इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी मां, एक शरीब की बेटी , के कारण बाद- 
दाह बना हूं! बकवास बंद करो! मैं तुल्हें काल-कोौठरी में डलवा दूंगा और सात साल बाद 
तुम्हारी लाश में भूसा भरवाकर पैदान में लटकवा दूंगा! इससे उन सब लड़कियों को सबक 
मिल जायेगा, जो अपने पिता के खिलाफ़ जाती हैं ! 

बादशाह ने हुस्नाबाद को काल-कोठरी में डलवा दिया और सलाहकारों को छोड़ दिया। 
इसके बाद बादक्ाह एक हफ्ते ज्तक मुंह लटकाये उदास बैठा रहा और महल से वाहर ही न 
निकला। 

“आप महल के अंदर उदास न बैठे रहिये , " बादशाह के बड़े वज़ीर ने कहा। “ चलिये , 
शिकार पर चलते हैं. इससे कुछ दिल वहल जायेगा ! 

बादशाह अपने साथ चार सौ सलाहकारों और चवालोस वज़ीरों को लेकर शिकार पर 
निकला। पूरे सात दिनों तक वे लोग शिकार की तलाज्ष में जंगलों और पहाड़ों, मैदानों में 
मटकते रहे. पर उन्हें एक चूहा मी न मिला।* 

बादशाह मड़ा उदास हुआ। अचानक दूर उन्हें एक नदी दिखाई दी। वे उसी सदी की 
हरफ़ गये। नदी के किनारे पहुंचकर उम्होंने देखा-एक सफ़ेब दाढ़ीवाला बूढ़ा नदी में से 
कंकर-परथर निकालकर , उन पर कुछ लिखकर , यापस नदी में फेंक रहा है। 

“ऐ, बूढ़े, तुम यहां क्या कर रहे हो?" बादशाह ने पूछा। 

“मैं फ़कीर हूं। पैं, भला, बावक्षाह से बात करने की हिस्पत कर सकता हूं?” 

“ जवाब वो, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा!” बादक्षाह बिल्लाया। 

“मैं लोगों का भाग्य लिख रहा हूँ,“ बूढ़े ने जवाब दिया। 

“अच्छा , तब मुझे बताओ , मेरी जिही लड़की के माग्य में क्या बदा है?" 

बूढ़े ने पानी में हाथ डालकर मुट्ठी भर कंकर निकाले। 

“ आहरे-जुरजां के राज्य में एक बहादुर नौजवान रहता है। वह एक गरीब चरयाहे का 


॥05 


लड़का है। इसी नौजवान के साथ तुम्हारी बेटी को ज्ञादी होगी, ” बूढ़े ने कहा। 

गुस्से के मारे बादशाह का चेहरा काला पड़ गया। 

“यहां से उस वेश तक कितने दिन का रास्ता है?” बादक्षाह ने पूछा। 

“अगर घोड़ा तेज हो, तो अठारह महीने लगेंगे।” 

बादशाह अपने महल में लौट आया और तीन दिन तक सोचता रहा। “ एक मामूली 
गहरिये से जपनी बेटी की क्षादी न हो पाये, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्यों से 
उसे काल-कोठरी में भूखा: मार दूं, या उसके टुकड़े करवा दूं?” 

बड़े वज़ीर को बादशाह के इरादे का पता चल गया। उसे शाहजादी पर बड़ी दया मायी। 
वह रात को उसे काल-कोठरी से निकालकर अपने घर ले आया। 

फिर उसने यढ़ई को बुलवाकर उसे पैसा दिया और एक ऐसा मज़बूत संदूक बनाने को 
कहा , जिसमें पानी न घुस पाये। 

जब संवूक बन गया, तो बड़े बज़ोर ने लड़को से कहा: 

“7 हुस्नाबाद , तुम संदूक में लेट जाओ। मैं तुम्हारे लिए चालीस दिन का खाना रखकर 
संदूक़ को नदी में बहा दूंगा। अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा हो, तो तुम ज़िंदा रहोगी। बादक्षाह 
की तलवार से मारे जाने से तो स्तेपी में भेड़ें चराना बेहतर है।” 

“आप ठीक कहते हैं!” हुस्नावाद मान गयी और संदूक में घुस गयो। 

आधी रात को बड़े यज्जीर ने सन्दूक को नदी में बहा दिया। 

संदृक तीन महीने तक नदी में बहता रहा। हुस्नाबाद ने एक दिन का खाना चार दिन 
चलाने की कोशिश की। 

एक दूर के देश में क़ारा शाह नाम का बादझाह राज करता था। एक बार उसने महल 
में सूखी लकडियां मंगवाईं। 

४मैं लाऊंगा !” एक बूढ़े ने कहा। “मेरा घर पोते-पोतियों से भरा है और खाने को 
कुछ नहीं है। अगर आप मुझे कुछ मजदूरी दें, तो हम खाने-पीने को कोई चीज़ खरीद सकेंगे।” 

अपने कंधे पर कुल्हाड़ी र्व और कमर में रस्सी बांघ बमूढ़ा स्‍्तेपी की ओर चल पड़ा। 
उसने सूखी लकड़ी का गदर बांघा। बूढ़ा वापस लौटने. ही वाला था कि अचानक उसे प्यास 
लगी। “ नयी के प्रास जाकर पानी पी लूं,” बूढ़े ने सोचा और चल पड़ा। नदी के किनारे 
पहुंचकर उसने देखा - किनारे के बिलकुल क़रीब पानी में एक मंवूक बह रहा है। 

बूढ़ा फ़ौरन अपने कपड़े उतारकर नदी में कूदा और संदूक को घसीटकर किनारे पर ले 
आया। वह संदूक को चारों ओर से देखने लगा, पर उसे खोल नहीं सका। तब उसने कुल्हाडो 
से संदूक में एक छोटा-सा छेव किया और उसमें भांककर देखा - अन्दर एक अत्यन्त सुंदर 
लड़की लेटी थो। 

बूढ़ा किंकर्तब्यविमूढ़ हो गया। “ ज्ञायद , किसी सौदागर की लड़की है, उसने सोचा! 
“अपने पिता के साथ सफ़र पर निकली होगी, जहाज़ डूब गया और यह संदूक बच गया।" 

“लड़की , तुम जिंदा तो हो?” बूढ़े ने आवाज दी। 


क्‍06 


“ जिन्दा हूं!” हुस्नाबाद ने जवाब दिया और सिर उठाकर बैठ गयी। 

“अब मैं क्या करूं?” बूढ़े ने सोचा। “ अगर मैं बादक्ाह के पास लकड़ियां लेकर जाऊं , 
सो यह मुझे एक तंगा देगा, और बगर लड़की ले जाऊँ-तो कुछ भी न देगा। इस लिए 
यही ठीक होगा कि इस संदुक को शहर में ले जाकर बेच पूं। भला , किसी को क्या पता लगेगा 
कि इसमें क्‍या है। 

जाजार पहुंचते ही बूढ़े को कारा शाह मिल गया। 

“ लकड़ी कहां है? मैंने तुझे लकड़ियां लेने मेजा था और तू किसी के घर में से संदुक 
चुराकर ले आया!” 

कारा घाह से अपनी तलवार से बूढ़े के दो दुकड़े कर डाले और संदूक अपने महल में 
पहुंचा देने का आदेश दिया। जब संदूक तोड़ा गया, तो उसमें से हुस्तानाद गिकल लायी। 
लड़को को सुंदरता पर मोहित हो क़ारा वाह जोल उठा: 

“ मेरे साथ छ्वादो करोगी?” 

हुस्‍्नाबाद रो पड़ी। " मैंने एक गरीब आदमी के साथ शादी करने का निषरय किया था , 
अब मैं क्‍या करूँ?” उसने सोचा। 

“मुझे चालोस दिन को मोहलत दीजिये , ” हुस्नावाद बोली। “मैं सीन महीने संदूक के 
अंदर घुटसी रही, अब आराम करके लड़कियों के साथ जी बहलाना चाहती हूं।" 

" अगर तुमने इसी वक्‍त मेरे साथ शादी नहीं की, तो मैं सुम्हारे टुकड़े-टुकड़े कर डालूं- 
गा!” क़ारा झ्ञाह ने छमकी दी। 

हुसस्‍्नाबाद रो-रोकर कहने लगी: 

४ कम-से-कम तीन दिन की मोहलत तो मुझे दीजिये। मैं लड़कियों के साथ थोड़ा घूम- 
फिर लूं, उसके बाद -जैसी आपको मर्जी हो, कीजिये।” 

“जी बहलाने के लिए एक दिन काफ़ी होगा १" कारा शाह ने कड़े स्वर में कहा और 
चालीस लड़कियों को उस पर निगाह रखने का हुक्म देकर उसे छोड़ दिया। 

हुस्नाबाद लड़कियों के साथ बाग़ में पहुंची। बाग के पीछे एक नदी बहती थी। 

» लड़कियों , चलो नदी में नहायें !” हुस्नाबाद लड़कियों के साथ भवी के झिनारे आयी 
वह पानी में चुसी हो थो कि एक बहुत बड़ी दैत्याकार मछली आयी और उसे निगल गयी 

लड़कियां भागी-भागी क़ारा शाह फे पास पहुंचीं और उन्होंने उसे इस दुर्घटना के यार 
में रो-रोकर बताया। 

कारा दाह आह भर उठा। उसने अपना ताज और सोने की पेटी उतारकर फेंक दी औः 
फ़कीरों के कपड़े पहनकर रेमिस्तान में चला गया। है 

अब दूसरे देश शहरे-जुरजां का हाल सुनिये। 

नदी के किनारे एक जवान जरयाहा ढोर चरा रहा था। उससे थोड़ी दूरी पर मछुअं 
ने नदी में जाल फेंक रखे थे। 

चरवाहा मछुओं के पास आकर बोला: 


0 


“ मेरे पिताजी बीमार हैं और रोटी खरीदने शहर नहीं जा सकते हैं। मैं स्वयं भी ढोर 
छोड़कर जा नहीं सकता। आप घुभे अपने पिता को छिलाने के लिए एक मछली दे दीजिये।” 

“ठीक है, इस मार हम जो भी मछली पढड़ेंगे, तुम्हें दे देंगे!" मछुओं ने कहा और 
जाल छींचा। उन्होंने देखा - एक बहुत बड़ी मछली फंसी है। 

“ इसे ले लो, चरवाहे! ” 

मछलो हतनी बड़ी और भारी थी कि चरवाहा उसे उठा नहीं पाया। उसने पांच बैल 
गाड़ी में जोले. और किसी तरहे प्रछली घर ले आया। मछली पिता के लिए छोड़कर वह ढोर 
के पास लौट गया। 

चरवाहे का पिता बहुत खुश हुआ। उसने भछली का पेट चीरा, तो देखा- एक लड़की 
पड़ी है। बूढ़े ने उसके मुंह में कुछ ,बूंद पानी डाला। 

हुस्नाबाद को होश आया और उसने खड़े होकर बूढ़े को सिर भुकाकर ससाम किया। 

/ पिताजी , मैं भूली हूं, मुझे कुछ खाने को दीजिये ,'' उसने कहा। 

बूढ़े ने मछली का एक टुकड़ा तलकर उसे दिया। 

“ पिताजी , आप क्‍या काम करते हैं?” हुस्नाबाद ने पूछा। 

“मैं गायें चराता था। बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरी जगह मेरा बेटा गाये चराता है।' 

हुस्नावाद प्रफुल्लित हो उठी। 

“ मेरी इच्छा पूरी हो गयीं!” उसने कहा। “अगर आप चाहें. तो मैं आपके बेटे को 
बहू बनकर रहूं। मेरी मां भो एक ग़रीद परिवार से थी। 

“ हम लोगों के पास दादी के लिए एक कौड़ी मी नहीं है।” 

“४ मैं जब अपनी प्री से शादी कर रही हूं, तो हमें ज्ञादी की दावत देने की कोई ज़रूरत 
नहीं है,” हुस्नाबाद बोली। 

बूढ़े ने अपने लड़के का विवाह हुस्नाबाद के साथ कर दिया। 

शादी के दुसरे दिन ही हुस्नाबाद ने अपने बालों पर रूमाल बांक्षा और क्षाना पकाने देश 
के पास आयी। उसने देखा - देग की सतह पर इतनी गंदगी जमा हो गयी है कि लगता था 
उसके दोनों कुंदें मिलकर एक हो जायेंगे। दूसरे बर्तन भी साफ़ न थे। हुस्तावाद ने धो-रगड़कर 
सारे बर्तम चमका दिये। बूढ़ा खुशी के भारे फूला न समाया। वह उठकर बहू के पास आया। 

“ बेटी ! ” बह बोला। “मैं बूहा हूँ और घर संभालना मेरे लिए मुश्किल है। बेटा पौ 
फटते ही चला जाता है और अंधेरा होने पर लौटता है। यह अच्छा हुआ कि तुम हमारे घर 
आ' गयीं। तुप्त बहुत मेहनतों हो। पैं भी तुम्हारी मदद करता बकाहता हूं। बताओ , मैं क्या 
काम करे!” 

हुस्तावाद ने अपने दायें कान से बाली उतारकर बूढ़े को दो। 

“ आप इसे लेकर आज़्ार जाइये। जब कोई इसका दाम पूछे, तो आप कहिये: “आप 
ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिये।! और जितनी क्रीमत लगे, उसने में ही बेच दीजिये।” 

बूढ़ा बाली लेकर छाज्ञार पहुंचा। संयोग से उसी दिन कुछ सौदागर भी वाज्ञार में खरो- 


08 


दारी कर रद्दे थे। उनमें से एक ने बूढ़े के हाथों में एक बहुत ही खूबसूरत बालो देखी। 

" इसकी क्‍या क़ीमत है?” सौदागर ने पूछा। 

“आप छुद ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिये।” हे 

सौदागर ने एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा संदृक़ सोने से भरकर बूढ़े को दे दिया। 

“यहू ठीक है या कम्त है?” 

“ औैने कहा न, ईमानदारी से जो चाहें दे दीजिये।'' 

सौदागर ने उसे एक बोरी सोने से भरकर और दी। 

“ यह भर ले जाइये !” सौदागर ने कहा और सोना ढोने के लिए एक गधा भी साथ 
में दे दिया। 

बूढ़े को गुस्सा आया: “क्या यह मेरा मज़ाक उड़ा रहा है? मेरा क्या जाता है, आओ, 
सारा सोना उठाकर से जाऊं, मांद में देक्षा जायेगा!” यह सोचकर वह गधे को हांकता हआा 
धर चल दिया। 

, उधर सौदागर अपने मन में कहता रहा: अगर मुझे इसके साथ की एक बालो 
और मिल जाये, तो मैं इन्हें अपने बादशाह को सारी दुनिया पर लगाये गये महसूल के बदले 
में दे दूंगा।' 

घर पहुंचकर बूढ़े ने सारा सोना अपनी बहू को दे दिया। 

अगले सप्ताह हुस्‍्नाबाद ने अपने बायें कान की बाली उतारकर समुर को दी और उसे 
बाज़ार में बेचने को कहा। 

बूढ़ा फिर बाज़ार पहुंचा। वही सौदागर बूढ़े के पास आकर पूछने लगा: 

“ डुस्न बाली का क्‍या दाम है? ” 

“मैं तुम्हें नहीं बेचूँगा ! ”' बूढ़े ने कहा। “तुमने पिछली बार मेरा मज्जाक़ उड़ाया था ! 

“ अच्छा , मेरे साथ चलो! ” सौदागर बोला और बूढ़े को अपने घर ले आया। 

उसमे बूढ़े को सोने से भरे दो संदूक़ दिये, उसे अतलस का चोग़ा पहनाया और दो गधे 
भी भेंट किये। ह 

“» आप कहां रहते हैं, बाबा ?” सौदागर ने पूछा। 

“ अगर मैं हसे बता दूं, तो यह सारा सोना छीन लेगा, ” बूढ़े ने सोचा। 

* मेरा घर नहीं है,” उसने उत्तर दिया। 

जब बूढ़ा बाज़ार से घर लौटा, तो हुस्माबाद ने सारा सोना छुपाकर रख दिया और 
अपने ससुर और पत्ति से बोली: 

“ आप बोस कारीगरों को बुलाइये , हम एक शहर बनवायेंगे।" 

वे लोग कारोगरों को बुला साये। 

“ आप लोग अपने परिवारों को भी यहां ले आइयें! ” हुस्ताबाद ने कारीगरों से कहा। 

सब कारीगर अपने परिवार मो ले आये। 

हुस्नाबाद के हुक्स के अनुसार कारीगरों ने एक ऊंची और लंबी दीवार बनानी शुरू की। 


09 


उन सबको रोज़ाना रोटी, पैसा और सरम-गरप छाना दिया जाने लगा। उन्हें पहनने के लिए 
भी अच्छा कपड़ा मिलने लगा। जब दूसरे कारीगरों ने हुस्नाबाद के बारे में सुना, तो वे भी 
जगह-जगह से वहां पहुंचने खगे। हुस्नाबाद ने सब का स्वागत्त किया, उन्हें खिलाया, पिलाया 
और अच्छे कपड़े पहमने को विये। 

यहां से गुजरनेवाले मुसाफ़िर पूछते: 

“ यह दीवार कौत बनवा रहा है?” 

“ अरयाहे की पत्नी,” कारीगर जवाब देते। “' अगर आप काम करना चाहें, तो आप 
मो यहां आ सकते हैं। यहां लाने-गोने को अच्छा मिलता है और मजबूरी मी अच्छी मिलती 


है।" + 

पंग्रह दिनों में ही वहां पांच हज़ार परिवार इकट्ठे हो गये। उम्र लोगों ने तीन महोने में 
ही दस विस के सफ़र जितमी लंबो और चौड़ी जमीन के चारों और वीवार छड़ी कर दो। 

दोवार में बारह दरवाज़े बनाये गये। सब दरवाज़ों के ऊपर हुस्माबाद की तस्वीरें खगा 
दी गयीं और सिख दिया गया: “इस झहर का नाम हुस्माबाद है। जिस किसी को रोटी और 
गरम-गरम खाना चाहिए - यहां आकर काम फरे।” 

एक साल में ही वहाँ पचहत्तर हजार परियार जमा हो गये। 

हुस्‍नाबाद ने हर परिवार के लिए अच्छा घर बनवाया और साथ में सायबान भी। गहर 
की दीवार के हर दरवाजे पर उसने पच्चीस पहरेदार बिठा विये और उन्हें हुक्म दिया: 

“जो कोई मेरी तस्वीर को देर तक ताकता रहे , उसे मेरे पास ले आओ। 

जहरे-जुरजां के बादशाह को जब नये कहर के बारे में पता चला , तो वह गुस्से के मारे 
पागल हो उठछा। 

* किसने हमारी बादशाहत पर हमला करने की हिम्मत को है? हमारी ही जमीन पर 
शहर बनानेवाला वह कौन है? हम उसका सिर काट डालेंगे!” बादशाह हुस्नाबाद पहुंचा 
और दरवाजे पर बड़े पहरेदारों से पूछने लगा 

यह शहर किससे बनाया है?” 

“ उसने , जिसकी तस्वीर यहाँ सगी है,” पहरेदारों ने जवाब दिया। “जब हम आपकी 
फ्रौज में थे, तो आप हमें और हमारे घरवालों को भी भूखों मारते रहे। हमारी हुस्नाबाद हमें 
अच्छी तरह खिलाती-पिलाती हैं। उन्हें हमें रोटी देने का अफ़सोस नहीं होता और हमारे बच्ष्चों 
को भी पढ़ाती हैं। बहुत-से लोग तरह-तरह के हुनर सीख गये हैं।” 

बावक्षाह ने हुस्नाबाद की तस्वीर की ओर देखा और उस पर मोहित हो गया। शहर 
में घुसकर यह मह्त में पहुँचा। 

“ शहरे-जुरजाँ का बावशाह आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता है,” हुस्नाबाद के आद- 
मियों ने उसे बादक्षाह का यह संदेश पहुंचाया। 

यह सुनकर हुस्नाबाद गुस्सा हो उठो। उसने बादशाह को लाने का हुक्म दिया। 

“ऐ, बादशाह ! तुम्हारी कितनी पत्नियां हैं?” उसने पूछा। 


॥0 


“ मेरी चालीस पत्नियां हैं...” 

“क्या तुम्हें चालीस पत्नियां मी कम्त लगती हैं?" 

बादशाह आग-बबूला हो उठा: 

“हे, नाचीज़ , मेरा अपमान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुर्ई ? अभी तुझे इसका मज़ा 
अखाता हूं! 

और उसने म्यात से तलवार निकाल लो। पर हुस्नाबाद के अंगरक्षकों ने उसे फ़ौरन पकड़ 
लिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल दों और काल-कोठरी में अंद कर दिया। 

प्रजा की खुणी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 

“बहुत अच्छा हुआ ! अब बादझाह को खूब जेल की हवा खिलायी जाये जबकि हुस्ना- 
बाद को हम तख्त पर बिठायेंगे।” 

अजा के दूत हुस्नाबाद के पास आये और उससे शहरे-जुरजां पर राज करने की प्रार्थना 
की। 

कई महोने बीते। एक दिन एक भिखारी दरवाज्ञे के पास आया और हुस्‍्नाबाद की तस्वीर 
देखकर रोने लगा। पहरेदार उसे पकड़कर हुस्नाबाद के पास ले आये। उसने खिड़की में से 
देखा और फ्ौरन भिखारी के वेष में क़ारा शाह को पहचान गयी। हुस्नाबाद ने तख्त पर बैठकर 
अपने चेहरे पर नक़ाब डाल लिया। 

“ऐ, भिखारी ! तुम क्यों रो रहे हो?” उसने पूछा। 

“अगर मेरी जान बख्शो, तो बताऊं!” कारा ज्ञाह ने जवाब दिया। 

“बोलो ! हमने तुम्हारी जान बख्की।' 

“है एक लड़को से प्यार करता था जिसका नाम हुस्नावाद था। इस प्रहर के दरवाज़ों 
पर मैंने उसकी तस्वोर देखी।" 

“और वह लड़की कहां है?” 

« बह नदी में नहाने गयी थी और यहीं डूज गयी भी। मुभकी यही बताया गया था। 
और अगर उसने दासियों को रिश्वत देकर मुझे यह मूठी खबर भिजवाई है, तो बस यह प्रेरे 
हाथ आ जाये! मैं उसे जंगली घोड़े की पूंछ से बंधवाकर स्सेपी में घिसटवाऊंगा, जिससे 
हर कांटे पर उसका गोएत सग जाये। 

« इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम उस पर नाराज़ मत होओ।” 

“क्या यही मेरो हुस्ताबाद है?” क़ारा शाह ने सोना और अपने कपड़ों में छिपी तलवार 
निकालकर हुस्ताबाद के सिर पर आ खड़ा हुआ। 

“ अपना नकाब हटाओ! मैं देखना 'बाहता हूं, तुम कौन हो!” वह चिल्लाकर बोला। 

पर हुस्नाबाद के अंगरक्षकों ने क़ारा झाह को पकड़ लिया और काल-कछोठरी में डास दिया। 

हुस्नाबाद ने अपने बड़े वज़ीर को बुलाकर पूछा: 

» जरा , गिनकर बसाओ, हमारी फ़ौज में कितने सिपाही हैं?” 

वजीर ने गिनतों की। फ़ौज में सात लाख घुड़सवार और. पैदल थे। 


॥ 


“ फ़ौज को चढ़ाई के लिए तैयार करो!” हुस्ताबाद ने हुक्म दिया। 

फ़ौज को चढ़ाई के लिए तैयार करने में चालीस दिन खगे। इसके बाद स्वयं हुस्नाबाद 
अपने पत्ति के साथ फ़ौज को कमान संभाले हुए अपने पिता के शहर की ओर चली। 

हुस्नायाद की फ़ौज रास्ते में मैदान, रेगिस्तान, भीलें पार करती हुई हंसी-खुशी आगे 
जढ़ती रही। 

अब फ़ौज को आगे बढ़ती छोड़कर हुस्माबाद के क्र पिता का हाल सुनिये। 

एक आर उसने सपने में देखा कि एक उक़ाब उसे अपने पंजों में दबोचकर काफ़ी ऊंचाई 
पर ले गया और वहां अघर में लटकाकर बोला, “तू मेरा ग्रलाम बनेगा? नहीं तो तेरा 
सिर काट डासूंगा!” बादशाह गिड़गिड़ाने लगा, “मैं अपना शहर और खज़ाना तुम्हें सौंप 
हूंगा, सेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे छोड़ दो!” “मुझे तेरी धन-दौलत नहीं, तेरी बेटी 
हुस्तगाबाव का खून चाहिए,” उक़ाल बोला। बेटी का नाम सुनसे हो बादणाह रो पड़ा। अज्ञानक 
पहाड़ों के पीछे से हुस्माबाद दिखाई दी। उसके एक हाथ में नंगी तलवार थो और दूसरे हाथ 
में हंस के गोइत से बने सीखकबाबों की सीख। हुस्ताबाद ने अपनी सख॒यार से उकाब को मारकर 
उसके दो टुकड़े कर दिये और पिता को कमर से उठाकर सावधानी से जमीन पर रख दिया। 
फिर उसने उसे सीखकबाब दिये और बोली, “पिताजी, अगर मुझसे कोई ग़लती हुई हो, 
तो माफ़ कर दीजिये!” बादक्षाह की चीख निकल गयी और उसकी नींद खुल गयी। 

सुबह उसने अपने चार सौं सलाहकारों और चवालोस वज्धीरों को बुलाया और उन्हें अपने 
सपने का मतलब बताने को कहा। सब चुप रहे। 

बादशाह ने धमकी दी: 

“अगर तुम लोगों ने मेरे सपने का मतलब नहीं बताया, तो तुममें से किसी को भी 
जिंदा नहीं छोड़ंगा! " 

बड़ा यज़ीर खड़ा होकर बोला: 

“» अगर आप मेरी जान बलों, तो मैं जापके सपने का मतलब बताऊँ।” 

“बोलो !” 

"“ आपके सिर को पकड़कर उठा से जानेवाला उक़ाब कोई वुमन द्ोवा वाहिए। जब 
बह हमारे देश पर क़ब्ज़ा करके आपको जेल में डाल देगा, तो भापकी बेटी आकर आपको 
बच्ायेगी। पर आपका ताज दूसरे को मिल जायेगा।” 

“ भूठा कहों का!” बादझाह चिल्लाया। “मेरी बेटी को मरे हुए कितने साल बीत 
चुके हैं। तुम ऐसा मुझको दुः्थी करने और डराने के लिए कह रहे हो। तुम्हें कैद कर वूंगा ! 
फिर तुम्हारी हद्डियां भी मेरी बेटी की हड्ठियों के साथ सड़ती रहेंगी।” 

और बादशाह ने बड़े वज़ीर को कैद करवा दिया। 

पर उस दिन से सादशाह रात को चैम की नींद न सो सका, सरकडों में फंसे यापल जंगली 
सूअर की तरह छटपटाता रहा। एक सप्ताह दाद एक हरकारा आया। 

“ झहरे-जुरजां का बादशाह अपनी फ़ौज के साथ सुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने आ रहा है,” 


॥॥2 


हरकारा कहने लगा, “ अपना सिर भूकाये और सीने पर हाथ रखे उसके पास जाओ। अगर 
तुमने अपना राज उसे सौंप दिया , तो ठीक होगा। नहीं सो देखना क्‍या होता है! हमारे बाद- 
शाह का यही पैग्राम है। साथ ही उन्होंने तुम्हें सलाम भेजा है, यह सो ! ” ह 
हरकारा बादशाह के पास पहुंचा और उस की गरदन पर एक घूंसा मारा। डर के मारे 
कांपते हुए और माफ़ करने की मिननत करते हुए बादशाह सिंहासन के पीछे छिप गया। 
हुरकारे के जाने के आाद बादशाह ने अपने वज्जीरों से कहा: “ अमर इस बादणाह के हरकारे 
ही ऐसे हैं, तो पता नहीं, उसके सिपाही कैसे होंगे ? अब हमें क्या करना चाहिए? 

“ हम अब तुमको कोई सलाह नहीं दे सकते,” वज़ोरों मे एक स्वर में जवाब दिया। 
«अगर हम अच्छा कहें, तो तुम हमें मार ढालोगे, बुरा कहें-तो भी मार डालोगे। बड़े 
वजौर को $ैद में से छुड़वा दो और खाने और तोहफ़ों के साथ उसे ाहरे-जुरजां के बाददा? 
के पास भेजो। आगे देखा जायेगा।" 

बावशाह ने बड़े वज़ीर को आज्जाद कर दिया और बोला: 

“/ शहरे-जुरजां के बादशाह के पास जाकर सलाम करना। अगर यह मेरा शहर मांगे. 
तो दे वेना। कल की चोट से मेरी गर्दन अभी तक दुख रही है। और अगर वह मेरा खून मांगे , 
तो मैं लाठी लेकर शहर से निकल जाऊंगा। ऐसा दूसरा घूंसा सहने की और ताकत मुभमे 
नहीं है।" 

बद्धीर हंसने लगा: 

“ जब मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बताया था, तब तुम गुस्से से पागल हो उठे 
थे। किसकी बात सही निकली? दुश्मन आकर तुम्हें घोड़े की पूंछ से बांघकर तुम्हें स्रेगी में 
कांटों पर घिसट्यायेगा और तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे ! ” 

बादशाह ने दलदल में फंसे गधे की तरह गर्दन लटका ली। 

जड़ा यजीर कीमतो तोहफ़े लेकर अहरे-जुरजां के बादझ्ञाह के यहां गया। 

उसने रास्ते में शहरे-जुरजां के बादक्ाह के नाम एक पत्र लिखा और दस्सखत करके एक 
हूस को दिया। 

पत्र पाकर हुस्नाबाद ने बड़े वीर को मुलयाया। 

बड़े बज़़ीर ने नीचे मुककर सलाम किया और बैठ गया। उसने ज्ञारों ओर देखा - उसके 
पताप्नने बादक्षाह बैठा था ( यह हुस्नाबाद का पति था )। तख्त के चारों ओर अपने सीनों पर 
हाथ रखे चासीस अंगरक्षक तैयार बड़े थे। तह्त के पास कोई अपने चेहरे पर नक्ाब डाजे 
बैठा था। 

“ बढ़े वज्ीर,'' नक़ाबपोष्ा बोला, “ तुम्हें अकेले हमारे पास आने में डर गहीं लगा? 
तुम्हें बच्नानेवाला कोई नहीं है। गया हो, अगर पैं तुम्हें मार डासूं ?” 

बड़ा यज्जीर हुस्ताबाद की आवाज़ पहचान गया। 

“ जिसकी जान बचाई हो, उससे क्‍या डरना? 

तब हुस्नाबाद ने अपने चेहरे पर से नक्राब हटा दिया और बड़े वजीर के पास आकर बोली: 


43 


“हे , मेरे प्यारे पिता! आपके ही कारण मैं अमी तक जिंदा हूं। अगर मैं अपने पिता 
का देश जापको सौंप दूं, तो क्या आप न्यायपूर्वक राज करेंगे?” 

वज़ीर सिर भुकाकर बोला: 

“ब्वेटी, मैं बूढ़ा हो चुका हूं! थुमने अपने पिता का वेक्ष मुझे सौंपा, मैं उसे मेरे सामने 
सख्स पर बैठे बादशाह को सौंपता हूं।” 

हुस्माबाद अपनो फ़ौज के साथ शहर में घुसी। 

बादशाह को वूंड़ा गया, पर वह कहीं न मिला। यह डर के मारे उसी दिमर भाग गया 
था और फिर उसको किसी ने नहीं देखा। 

हुस्ताबाद अपने पति के साथ राज करने लमी और उसने सब बेकसूर लोगों फो जेल से 
मुक्त कर दिया। उनमें से कुछ को उसने अपने क्षहरों का शासन सौंप दिया। 

इस प्रकार हुस्तावाव की इच्छा पूरी हुई। 


शरोब को बेटों 


अजम देश के बावज्ञाह के एक ही बेटा था और वह भी बिलकुल 
मूर्ख। उसकी झैतानियों के कारण प्रजा को नाक में दम था। एक 
दिन लोगों के धैर्य का बाँघ टूट गया और वे बादशाह के पास 
ज्षिकायत करने गये। 

ज्षिकायत सुनकर बादशाह घ्ुस्सा हो उठा। उसने उन सबको 
महल से बाहर निकलया दिया और जलल्‍्लादों को उनका पीछा 
करके मारने का हुक्स वे दिया। बडीर से न रहा गया, वह बोला: 
“ हुजूर , गुस्सा थूक दीजिये और जल्लादों को रोकिये। आपका बेटा बारह साल का हो गया 
है। उसे आप पढ़ने मेजिये, बह ठीक हो जायेगा। 

बावकाह ने अपने कूढ़-मरज़ बेटे को पढ़ने मेजा। 

सनकी शाहज़ादा किताब देखते ही रोने-बिल्लाने लगा: 

“मैं नहीं पढुंगा! मैं तो ज्ञाहज़ादा हूं! जो मेरे जो में आयेगा, वही करूंगा। मुझको 
अपना सिर खपाने को क्या जरूरत है?” 

उसका ज्षिक्षक भवराकर सोचने लगा: 

“ अगर मैंने शाहज़ादे को डांटा-फटकारा और पढ़ने के लिए मजबूर किया, तो यह अपमे 
पिता के पास जाकर मेरी शिकायत करेगा। मुझे अपनो जान प्यारी है। यह जो चाहे, करता 


रहे।" 


4 


शाहजादा तीन साल तक मकतब में पढ़ता रहा। सारे तोन साल उसने अपने दोस्तों के 
साथ पासा खेलने में हो गुज़ारे और कुछ मी' नहीं सीखा। 

एक दिन बाददाह को अपने बेटे की याद आयी। उसने उसे बुलवाया और लंबी दाढ़ी- 
वाले चार सौ विढानों से कहा: 

« आप सरोग देखिये, मेरा बेटा कितना पढ़ गया है और कौन-कौत-सी किताबें उसे याद 
हैं?" 

कूढ़-मरज क्षाहुजावा बादशाह और उसके जार सौ विद्वानों के सामने आया। 

“बेटे, तुमने स्कूल में क्या सीखा?” 

मूर्ख शाहज़ादे ने अपनी जेब में से पासे निकालकर हथेली पर रखे और बोला: 

“बह!” 

बादशाह आग-बबूला हो उठा। उसने शिक्षक को जाग से मार डालने का हुक्म दिया। 
बेचारे शिक्षक के सात बच्चे अनाथ रह गये। 

बादणाह ने सारे शहर में मुनादी करवायो: 

“जो कोई जाहजादे को चालोस दिन में पढ़ना-लिखना सिखा देगा, उसे इनाम दिया 
जायेगा। और अगर उसे पढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो सारा शहर तुम लोगों 
समेत जलाकर राख कर दूंगा।" 

उस शहर में एक ग़रीब आदमी रहता था, जिसकी नौ साल फी एक लड़की थी। वह 
बैठी सूत कात रही थी। अचानक उसके पिता रोते हुए आये। 

“पिता जी, आप क्‍यों रो रहे हैं?” बेटी ने पूछा। 

“हाय , अब क्‍या करें! अगर बादछाह के कूढ़-मरज़ बेटे को चालीस दिन में लिखना- 
पढ़ना नहीं सिश्वाया गया, तो बादशाह सबको जलाकर राय कर देगा।” 

“आप उसे लाइये, मैं पढ़ना-लिखना सिक्का दूंगी। 

ग़रीब आदमी को अपनी बेटी के कहे पर विश्वास नहीं हुआ , पर मजबूर होकर वह 
बादशाह के पास गया और बोला: 

“ अगर आप हुक्म दें, तो मेरी बेटी क्ाहकादे को पढ़ाने के लिए तैयार है।” 

“ठीक है,” बावक्षाह बोला और उसने अपने मूर्ख बेटे को ग़रोब की बेटी के पास पढ़ने 
के लिए मेज दिया। 

बादशाह के दरबारी कूढ़-मरञ्ञ शाहज़ादे को गरीब के घर लेकर आये। । 

जब मूर्ख शाहज़ादे मे देखा कि ग्ररीब की बेटी छोटी-सी है, तो उसने सोचा, “ इसके 
एक घप्पड़ माहूंगा और यह मुझे पढ़ाना भूल जायेगी।” 

पर लड़की बड़ी होशियार थी। णाहज़ादे के उस पर हाथ उठाते ही, उसने उसके गाल 
पर कसकर एक चांटा मारा। 

कूठ-मरज शाहज़ादे को अपनी छिंदगी में कभी मार नहीं पड़ी थो और इसके अलावा 
यह था भी बड़ा डरपोक। दस लिए वह इतना डर गया कि सड़की अगर माँहिं मी सिकोहती , 


]5 


तो उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह जाती। अपनी शैतानियों के कारण 
उसे टोज़ाना थप्पड़ छाने पड़ते। ग़रीब की लड़की उसे पढ़ाती रही और उसकी कोशिझ्लें व्यर्थ 
नहीं गयीं - शाहजावा पढ़मा-लिखना सील ही गया। 

. चालीस दिन बाद बादशाह को अपने कूढ़-मरञ्ञ बेटे की याद आयी। उसने अपने चार सौ 
बिद्वानों को बुलाया और बोला: 

“ अच्छा , अब शाहडादे को भी लाओ। देखता हूं, लड़की ने मेरे बेटे को क्या सिखाया 
है, और अगर कुछ नहीं सिश्राया है, तो इसी वज़्त सारे पाहर को जलाकर राख कर दूंगा 
और लड़की को जंगली घोड़ों की प्रृंछ से बांध कर घिसटवाऊंगा।" 

कूढ़-मरज्ञ शाहज़ादे को लाया गया। 

“अच्छा , बेटे , हमें पढ़कर सुनाओ।” 

बहू रुक-एक्रकर पढ़ने लगा! लेकिन आखिर पढ़ना तो सोख ही गया था। 

बादशाह और उसके लंबी वाढ़ोवाले विद्वानों को बहा जाइचर्य हुआ। 

“ क्यों, फैसा है मेरा बेटा ?” बादक्षाह ने पूछा। 

“ शाहजादा बहुत काबिल है!” सलाहकारों ने अपनी दाढ़ियां हिलाते हुए कहा। 

डादज्षाह बहुत खुश छुआ। उसने अपने बेटे को हरी का नया त्ोग्रा पहनाया , बेशकीमती 
चीजें सोहफ़े में दों, दरबार के सब लोगों को दावत दी और गरीब से कहा: 

“चल , चल। तुझे और तेरी बेटी को झेत्ती बघारने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह का 
शुक्रिया अदा कर कि उसने तुक्के मौत के मुंह से बचा लिया।" 

सारी प्रजा भी छुक्न थी कि बादक्षाह अब शहर को जलाकर राख नहीं करेगा और ये 
लोग जिंदा रह सकेंगे। उन्हें यहां खुशियां मनाने दीजिये, आइये अब हम आहजादे का हाल 
देखें । 

कूढ-मरज जाहज़ादा दावत के फ़ौरन बाद गीली जमीन पर लेट गया और ज्ञासीस दिन 
तक बिना कुछ खाये-पिये पड़ा रहा। 

बादक्षाह बड़ा दुखी हुआ। उसने झहर में मुनादी करवायी: 

« जो कोई मेरे बेटे को मुलया सकेगा , उसे सिर से पैर तक सोने से ढक दूंगा और काले- 
काले बालोंवाली खूबसूरत लड़की इताम में दूंगा। और अगर कोई भी आदमी ऐसा न कर 
सका , तो शहर उजाड़ दूंगा और किसी की रास सी बाकी सत छापा हंगा।'"' 

उसी शहर में एक गरीब पोपली बुढ़िया रहती थी। उसने मुंह में एक सूद्ी खूजानी 
डाली और उसका रस चूसते हुए बोली: “ठीक है, मैं जाकर देखती हूं।” 

महल में आकर जुड़िया ने मूर्ख शाहडादे की पीठ पर हाथ फेरकर पूछा: 

“बेटे ! तेरे पिता बादशाह हैं और उनके पास छाने-यीने की कोई कमी नहीं है, फिर 
तू क्यों भूखा और चुपचाप पड़ा है?” 

झाहज़ादा बोला: 


86 


“ अगर मेरे पिता मेरी शादी उसी लड़की से कर दें, जिसने मुझे पढ़ाया था, तब तो 
मैं बोलने लगूंगा, नहीं तो मरने तक यहां लेटा रहूंगा।” 

बादझाह ने अपने बेटे की बात सुन ली और अपने लंबी दाढ़ियोंवाले चार सौ विहानों 
को मुलाकर कहा: 

“ज़रा मजहबी किताबों में देखकर बताओ , क्या मेरे प्यारे बेटे की शादी उस ग़्रीब 
लड़को से हो सकती है?” 

लंबी दाढ़ियोंवाले काफ़ी देर तक मजहबी किताबों के पन्‍ने उलटते रहे , पर उन्हें इस बारे 
में कुछ नहीं मिला। 

के बादशाह के पास आये और बोले: 

“ नहीं , ऐसी श्ञादी नहों हो सकती! " 

और शाहज़ादा यिना खाये-पिये पड़ा रहा। 

बावशाह गुस्से से पागल हो उठा। उसने जल्‍्लादों को बुलाया। 

सात जल्लाद सीने पर हाथ रखे आये और भुककर सलाम करके बोले: 

“हमारी तलवारों की घार तेज है, हायों में बहुत ताकत है, जिसकी मौत आयी है, 
पलक भपकते ही हम उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे।” 

जल्लादों ने चार सौ लंबी दाढ़ियोंवालों के हाथ पीछे बांघ दिये और उनके सिर काटने 
के लिए चबूतरे पर ला खडा किया। 

उस झहूर में एक नाकामयाब वकील मी रहता था। 

“ किसी तरह इन चार सौ विद्वानों की जान बचानी चाहिए ,” उसने अपने मन में सोचा 
और बादशाह के पास आकर बोला : 

" ज्ादशाह सलामत , एक मज़हबी किताव में साफ़-साफ़ लिखा है कि आपकी मर्जी हो, 
सो आप अपने बेटे की ज्ञादी ग़रीब की लड़की के साथ कर सकते हैं, न चाहें तो नहीं, इससे 
आपका कुछ नहीं बिगढ़ेगा।” 

बादशाह जहुत खुझ हुआ। उसमे अपने लोगों को ग़रीब की लडकी को पकड़कर महल 
में खाने का हुक्स दिया। उन लोगों ने जाकर लड़की को पकड़ लिया और बिना उसकी सहमति 
सिये जनर्दस्तो उसकी शादी कूद-मरज शाहज़ादे के साथ कर वी! 

शादी के दूसरे दिन हो कूढ-मरज़ काहज़ादे ने एक गढ़ा खुदबाया। ग़रीब की बेटी को 
गढ़े के पास लाकर उसने उसकी चालीस चोटियों में गांठ लगायी, एक थप्पड़ उसके दायें गाल 
पर मारा, दूसरा बायें पर और उसकी चोटी से बांघकर उसे लटका दिया। 

“ कंगली, ले अब, शाहज़ादे को पीटने का मज़ा चख।” यह कहकर वह अपने थोड़े पर 
सवार हों गया और शिकार करने चल दिया। शाम को वापस आकर उसने लड़की को गढ़े 
में से निकाला और सुबह फिर चोटी से लटका दिया। इस तरह चालीस दिन बीत गये! 
इकतालीसयें दिन लड़की ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कूढ़-मरज शाहज़ादे की बहुत आरजू- 
मिननत की: 


॥7 


“मैं बहुत कम्रज़ोर हो गयी हूं। मुझे बस आज बपने मां-बाप से मिल आने दो, पता 
नहीं मैं उन्हें फिर देख मी पाऊंगी या नहीं।” 

“जा, पर फ़ौरन लौटकर आना। अगर ज़रा मी देर की, तो सिर कटवा दूंगा और 
लाझ में भूसा भरवाकर महल की दीयार पर लटकवा दूंमा, जिससे पति का कहना न मानने- 
वाली पत्तियों को सिक्का मिले।" 

ग़रीब की बेटी बड़ी खुश हुई। उसने जस्दी-जल्दी जूते पहने , बुर्का ओढ़ा और मक्‍के की 
दो रोटियां उठाकर मायके भागी। 

अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मां रोने-बिलखने लगी: 

“ मेरी बेटी , कया हुआ है तुके? तू बिलकुल पीसी पड़ गयी है, सूख गयी है। क्‍या तू 
बहुत परेशान है?" 

“मां, शाहजादा मुझे पूरे घालोस दिनों से सता रहा है। न मुझे रोटो का टुकड़ा खाने 
को देता है, न पामी का घूंट पीने को, सिर्फ़ घांटे ही चांटे। मुझे दिन भर गढ़े में चोटी से 
लटकाये रखता है।” 

मां का दिल भर आया। उसने बेटी का सुंह घुलाया , बालों में कंधी की और तरह-तरह 
के पकवान वनाकर खिलाये। और जब बेटी ने घा-पी लिया और खुश नजर आने लगी, तो 
उसने अपने संदूक़ में से एक तसवीर निकालकर बेटी को दी और बोली: 

“जब तेरा पति तुझे पीटने लगे, तू मुस्कराने लगना, जब वह और मारे , तो हंस 
पड़ना। अगर उह ध्रूछे कि तू रोने के बजाय हंस क्यों रही है, तो कहना तुम्हारी मार मेरे 
लिए सेंबई की तरह है और तुम्हारी गालियां -पुलाव की तरह। तुम्हारा जो जी चाहे करो, 
पर जिस लड़की की यह तसवोर है, उसे दूसरी पत्नों मत बनाना। इसके बाद खिलखिलाकर 
हँस पड़ना।' 

अपने पति के घर पहुंचकर ग़रीब की बेटी ने वैसा ही किया , जैसा मां ने कहा था। 

जब काढ़-मरज शाहज़ादे ने उस बेहद खूक्सूरत लड़की की तसवोर देखो, तो वह उसके 
पीछे पागल हो उठा। 

“ पह किस की तसबीर है?” कूढ़-मरज शाहजावे ने चिल्लाकर पूछा। “मैं इससे शादी 
करना चाहता हूं। यह कहां रहती है?" 

ग़रीब की बेटी ने वही फहा , जो उसकी मां से उसे बताया था। 

“कुछ भी हो इसे अपनो दूसरी पत्नी मत बनाता।” 

कूढ़-मरज शाहरादा जोर-जोर से चिल्लाता हुआ ग्ररीब की बेटी को पीटने लगा। 

तब ग़रीबय की बेटी बोलो: 

“ एराम नाम का जन्नत का एक बाग़ है। वहां पहुंचने में तुम्हें छः महीने लगेंगे। एराम 
के बाददाह की आकबीलाक नाम की लड़को है। वह अपने चेहरे पर सत्तर पारदर्षक नकाब 
डाले रहतो है। अगर एक भी नक़ाब उठाया जाये, तो चारों ओर ऐसी रोशनी फैल जायेगी, 
जैसे बत्तीस तेज़ दीप जल रहे हों। आकवीलाक ने एलान करवा रखा है: “जो कोई मुझे तीन 


8 


बार बोलने के लिए मजबूर करेगा, उसी से मैं शादी कर लूंगी। और जो असफल रहेगा- 
उसका सिर कटवा दुंगी।” 

कूठ-मस्ज शाहज़ादे ने फ़रत चालीस खक्घरों पर सोना लद॒वाया और अपने साथ चालीस 
हथियारबन्द पिछलग्गुओं को लेकर एराम ब्ोजने निकल पड़ा। “मैं शाहज़ादा हूं, "४ उसने 
सोचना, “सब मुझसे डरते हैं, मैं जो चाहूं, कर सकता हूँ, आकबीलाक को जबर्दस्ती अपनी 
पत्नी बसा लूंगा, चाहे वह इसके लिए तैयार हो या नहीं - मुझे इससे कोई मतलब तहीं।" 

बहुत-सौ भीलें, नदियां, पहाड़ , रेगिस्तान पार करता हुआ वह बहुत दिनों तक सफ़र 
करता रहा। है 

मूर्ख शाहज़ादा अपने पिछलम्गुमों के साथ अलते-चलते अन्त में बग़याद के चांदी के नकका- 
शीदार दरवाज़्ों तक आ पहुंचा। दरबाज़ों के पीछे एक बहुत सुंदर बाग था, जिसमें गुलाब 
और दूयूलिप के फूल खिले हुए थे, बुलबुसें और तरह-तरह की चिढ़ियां लहक रही थीं। वहां 
सोने का एक तख्त रखा था, जिस पर अतलस के गद्े बिछे हुए थे। सोने के हौज़ में पानी 
की जगह दूध के फ़ौवारे चल रहे थे। 

दरबान दौड़कर आया और बोला: 

“आइये , आइये , प्यारे मेहमानों ! आप कहां से तशरीफ़ ला रहे हैं?” 

मूर्ख शाहज़ादा उफ़न पड़ा: 

“/ गुलाम कहीं फा! ” 

सलवार म्यान से निकालकर उसने उसके दो टुकड़े कर दिये। 

मूर्ख शाहज़ादा बाग में घुसकर ऊँची मह्दी पर बैठ गया, ताज उतारकर एक तरफ़ रख 
दिया और अपने पिछलग्गुओं से चिल्लाकर बोला: 

“ घोड़ों को खरने के लिए छोड़ दो और मेरे लिए खाना बनाओ ! ” 

घोड़े फूल रौंदने और खाने लगे, पिछलगर्गू' अनार और अंजीर के पेड़ लकड़ी जलाने के 
लिए काटने लगे। 

उसी समय तीन फ़ाख्ताएं उड़कर सोने के तख्स पर आ बैठीं और कलावाज़ी छाकर तीन 
खूबसूरत परियां बस गयीं। 

उन्होंने मूर्ख शाहजादे की ओर देखा भी महीं और एक सदूंकची में से मोहरे निकालकर 
शतरंज खेलमे लगीं। 

उनमें से एक परी ग्रेईमानी करने सगी, तो बाकी दोनों परियां कहने लगीं: 

“ जेईमानी सिर्फ़ आदमी करते हैं, परियां नहीं।"' 

मूर्ख श्ाहज़्ादा गुस्सा हो उठा, 

“परियां बेईमान होती हैं, तल कि आवमो !” वह बोला। “मैं बिना बेईमानी किये हो 
सुप्हें हरा सकता हूं।' 

“ज़रा , हमारे साथ घेलकर देखो!” सबसे सुंदर परी ने इठलाते हुए कहा। 

“ठीक है!" 


49 


और पलक अपकते ही मूर्ख शाहजादा अपने चालीस खच्चर , उन पर लंदा सोना और 
चालीस पिछलग्गू भी हार गया। जब छेल समाप्त हुआ , तो वह बिलकुल कंगाल हो चुका था। 

“ मैं अभी सुम्हें मडा चखाता हूं,” वह अपनी तलवार निकालकर बिल्लाया। 

एक परी उठ खड़ी हुई। नहीं है! "” 

» यहां से चले जाओ!” उसने मृदु स्वर में कहा। “" यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है! 
और उससे मूर्ख शाहज़ादे के एक ऐसी लात मारी कि वह कलाबाजियां खाता हुआ और तरबूज 

ते तरह लुड़कता हुआ मुंह के बल मिट्टी में जा गिरा। परियाँ हंसने लगीं। उनकी आंखें उस 
बिस्‍्लौ की 'झांखों को तरह चमक रही थीं, जिसने अभी-अभी सगदम चखा हो। 

इस सरह मूर्ख शाहझावे ने अकेखे ही अपना रास्ता पकड़ा। 

फई दिनों के डाद वह एक ऐसी जगह पहुंचा, जहां सात अछबनी मीसारें छड़ी थीं। 

“यह कौन-सी मसजिद है?” मूर्ख दाहझादे ने वहां से गुजर रहे गड़रिये से पूछा। 

गड़रिये ने जवाब विया: 

“ दोस्त, यह मसजिद नहीं, महल है। इसमें बादशाह अपनी बेटी आक्रबोलाक के साथ 
रहता है। आक़बीलाक ने एलान करवा रखा है कि वह उसीसे शादी करेगी, जो उसे तीन 
बार बोलने के लिए मजबूर कर देगा। अभी सक कोई उसको शर्स पूरी नहीं कर पाया है और 
जो असफल रहे दें. उनकी घोपडियां इन मीनारों में ईंटों की जगह लगायी जा रही हैं।' 

मूर्ख शाहजादा महल्न में घुसा, तो उसने देखा कि ज्ञाहज़ादी आक़बीलाक, जितना उसे 
जताया गया था, उससे भी सौ गुना सुंदर है। वह भौचक्का रह गया और दलदल पें फंसे 
गधे की तरह सिर भुकाकर खड़ा हो गया। है 

आक़बीलाक ने अपनी आंखों से उसे शतरंज और पासों की तरफ़ इज्चारा किया। मूर्ख 
शाहजादा शतरंज खेलने से डरता था, इस लिए उसने पासे खेलने का निदच्रय किया। उसने 
सोचा , “ मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्‍या हुआ , मैं अपने आपको ही दांव पर लगा दूंगा। 
हर हालत में मुफ्ते ही जीतना है। कितने सालों से यह खेल श्वेलता जो आया हूं।” 

खेल शुरू हुआ। थोड़ी देर में ही फ़ैसला हो गया। मूर्छ शाहजादा फिर हार गया। 

आक़बीसाक ने इज्ञारे से जस्लाद को बुलाया। 

शाहज़ादी के दायें ओर खड़ा वज़ीर सिर भुकाकर बोला: 

“ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। आप इस बेवकूफ़ को मुझे सौंप दीजिये। मैं इसे खूज सता- 
सताकर मार्रुगा। इसके बाद कोई खालो जेब छेलने नहों आयेगा।"' 

वज़ौर मूर्ख शाहज़ावे को पकड़कर अपने साथ ले गया। 

“ मेरे घर पर तेल पेरने का कोस्कू है, जिस पर एक बूढ़ा गुलाम काम कर रहा है। 
उसका सिर कटकर भीनार पर जायेगा और उसकी जगह तुम तेल पेरोगे, " उसने छाहज़ादे 
से कहा। 

कोल्कू पर मूर्ख शाहहादा दिन-रात काम करता, तीन कनस्तर तेल निकालता, सूखो 
घास पर सोंता , मूंग की दाल खाता और गोबर की बू सूंधता रहता। 


मी 


एक बार यहाँ से सौदागरों का एक काफ़िला गुडरा। 

“आप लोग कहाँ जा रहे हैं?” मूर्ख शाहजादे ने काफ़िले के सरदार से पूछा॥ 

“« अजम देश | 

“ वहाँ के बादशाह के नाम मेरी एक चिट्ठी ले जाओगे ?” 

“ठीक है,” कारबाँ का सरदार बोला । पु 

मूर्य शाहजादे ने एक काग्रज़ लेकर चिंट्वी लिखी: 

“आदरणीय पिता जी, आपकी आँणों का नूर, आपका बेटा, एराम पहुँच कला है? 
मैने आकृबीलाक परी को अपनी पस्नी बसाना चाहा था, पर एक जाल में फंस गया हूँ; हीआ 
साल से कोल्कू पेर रहा हूँ। पिता जो, आप अजम के बादशाह हैं। मेरी सारी मुसीक्ख 
जड़ यह ग़रीब की बेटी है, जिसके बाल मैते उछाड़ दिये थे। पत्र मिलते ही सात से 


नहीं किया , तो मैं इस दुनिया में ही नहीं, परलोक में भो आपसे माराज रहूँगा।" 

मूर्ख शाहजादे ने चिट्ठी बन्द करके कारवाँ के सरदार को दे दी। 

कारवां का सरदार उस ग्ररीब का पड़ोसी था, जिसकी बेटी मूर्ख शाहजावे की पत्नो 
थी। अजम लौटकर उसने अपने पड़ोसी को इस बिट्ठी के बारे में बताया। यह बात पास के 
कमरे में बैठी शरीब की बेटी ने सुन ली: 

“यह चिट्ठी, झायद , मेरे पति की ही है,” उसने सोचा। और अपने पिता के हाथों 
में से चिट्ठी छीनकर वह बाग्न में भाग ययी। हे 

ग्ररीब की बेटी ने देखा कि मामला घराब है। उसने वह चिट्ठी जला दी और एक और 
काग़ज़ पर नथी चिट्ठी लिखी। 


“४ आदरणीय पिता जी! 
आपकी आंखों का नूर, आपका बेटा, एराम पहुँच गया है। मैंने परी आक़बीलाक से 


शादी कर ली और अब मैं सारी दुनिया का बादशाह हो गया हूँ। देव , परियां , जिन और 
आदमी सब प्ेरे अधीन हैं। पत्र पाते ही मेरी पत्नी और उसके घरवालों को सातवीं पीढ़ी तब 
के रिश्तेदारों को नये कपड़े पहना दीजिये और सिर से पैर सक सोमे से ठक दीजिये। अबः 
ऐसा नहीं किया, तो मैं आकर आपके टुमड़े-टुकड़े कर पूँगा। हैं तीन महीने के अंदर-अंदा 
अपनी सात लाख फ़ौज लेकर आ रहा हैँ। और आकर मैं आपकी अच्छी तरह मरम्मत कहूँगा 
आपका बेटा ।” 

ग़रीब की बेटी ने यह चिट्ठी अपने पिता को दे दी, जो उसे बादशाह के पास ले गया 

बादशाह ने डर के मारे काँपते हुए यह चिट्ठी पढ़कर अपने चार सौ विद्वानों को सुताई 

चिट्री में जैसा लिखा था, दैसा ही किया गया। 

शरीब सिर से पाँव तक सोने से लदा घर आया, छुशी के मारे उसके कदम जमोन ५ 


नहीं पड़ रहे थे। 
रास को शरीब की लड़की महल में घुसकर वह तेज घोड़ा चुरा लाई, जिस पर सका 


74 


होकर उसका पति शिकार करने जाता था। घोड़े पर काठी कसकर उसने मर्दों के कपड़े पहने , 
सिर पर पोस्तीन की टोपी पहनी और कमर में इस्फ़हान में बनी तलवार बांध ली। 

गरीब की लड़की लपककर घोड़े पर सवार हुई और उसे इतने जोर से चामुक 
मारे कि उसकी हड्डियों पर भी निशान पड़ गये। घोड़ा कान हिलाता , पूंछ उठाये पूरो 
रफ़्तार से मागा। ः 

ग़रीव की बेटी उसी बाग में हकी, जहाँ तीन साल पहले उसका पति परियों के साथ 
शतरंज खेला था। उसने दरबात का शिष्टतापूर्वक अभिवादन किया और अपने थोड़े को बूंटे 
से बांधमे को कहा, ताकि वे फूलों को न छा सकें। 

उसने अभी चाय का एक प्यासा भी न पिया था कि पहले को तरह तीन फ़ास्ताएँ उत्कर 
आयीं और परी बनकर शतरंज सेसने समी। एक परी ते खेल में ब्रेषमानी को » तो दूसरी 
बोलो : 

“/ बेईमामी केवल आदमी करसा है।" 

“नहीं , परियाँ बेईमानों करती हैं,” गरीब को बेटी ने उनको टोका। परियों में से एक 
ने उसको ओर देखकर पूछा: 

“क्या आप भी अतरंज खेलते हैं?” 

“हां,” गरीब की बेटी ने कहा और उसने थोड़ी ही देर में तोनों परियों को मात देकर 
उनका सब कुछ जीत लिया। 

इसके बाद ग्ररीब की बेटी ने मोहरा चलते हुए कहा : 

“अगर इस बार मैं फिर जीत गया, तो तुम तीनों मेरी गुलाम हो जाओगी।" 

उसने चाल चली और परियाँ फिर मात्त घवा गयीं। 

परियाँ थर-थर काँपने और रोने लगीं। 

“ हमें माफ़ कर दीजिये! हम आकबीलाक की दासियाँ हैं। अगर उसे माखूम पड़ गया 
कि हम अपने आपको हार गयी हैं, तो वह हमारे माता-पिताओं को भी जिंवा महीं छोड़ेगी। 
हमें छोड़ दीजिये। आपकी जो भी इच्छा हो, उसे हम फ़ौरन पूरा कर देंगी।” 

ग़रीब की लड़की बहुत खुश हुई। 

“/ मेरा एक काम करो, ” वह बोली। “ आक़बीलाक को तीत बार बोलने के लिए मजबूर 
कर वो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूँगा।" 

तोनों परियों ने एक ठंडो सांस ली। 

“ आक़बीलाक बड़ी क्र, निर्दयी और डिद्दी तानाशाह है,” वही परी जोली। “ बह 
अट्वारह साल की हो गयी है, पर अमो तक उसने एक बार भी अपने माता-पिता का कहना 
नहीं माना है। अच्छा, आप जैसा चाहते हैं, हम वैसा ही कर देंगी। हम आपको तीम पर 
देती हैं। फिर हम जैसा कहें, जैसा सिखायें, बैसा ही करिये। शाहज़ादी के फमरे में सीन 
पतंग हैं: एक पन्‍ने का बना है, दूसरा नीलम का और तीसरा -माणिक का। जब शाहज़ाबी 
पन्‍ने के पलंग पर बैठे , तो आप दीये की लौ से एक पर जलाना और पैं फ़ौरन उप्त पलंग 


॥22 


के नीचे घुस जाऊँगी। आप पलंग को कुछ सुनाने के लिए कहना। मैं कुछ सुनाने लगूंगी और 
झाहज़ादी आक्रवीलाक सोचेगी कि पलंग बोल रहा है। इसके बाद आक़बीलाक नीलम के पलंग 
पर जा बैठेगी, आप फिर पलंग को कुछ सुनाने के लिए कहना। जब वह माणिक के पलंग 
पर बैठे , तब भी यही करना। पर हम जो भी आपसे कहें , आप उसका उल्टा बोलना! आपकी 
बातों का कोई मतलब नहीं निकलमा चाहिए।" 

तीनों परियों ने अपना एक-एक पर गरीब की बेटी को दे दिया और फ़ाख्ताएं बनकर 
उड़ गयीं। 

ग़रीब की बेटो घोड़ा सरपट दौड़ाती हुई एराम पहुँची और महल में गयी। 

झाहऊादी आकबीलाक अपने चेहरे पर रेशम के सत्तर बारीक नक़ाब डाले बैठी थी। 
उसकी चँद-से चेहरेवाली, काले-काले बालोंवाली चासीस दासियाँ हंसती-खेलती तखरे के साथ 
अपने नाखून कुतर रही थीं। गरीब की लड़की ने इतने अच्छे ढंग से मर्याने कपड़े पहन रखे 
से कि उममें से किसी को पता नहीं चला कि सुगठित शरीरवाला यह लड़का वास्तव में लड़की 
है। 

“पत्थरदिल लड़की! ” ग़्रोब की बेटी चिल्लाई। “तू कब तक बेकसूर आदमियों की 
हत्या करती रहेगो, उनके खून से जमीत लाल करती रहेगी? तू कब तक केवल इसी लिए 
अदंडित रहेगी, क्योंकि तेरे पिता बादशाह हैं? फ़ौरन उठकर मेरे पैरों में गिर, वरना मैं 
तलवार से तेरे टुकड़े-टुकड़े कर डालूँगा और तेरा सिर अपनी काठी के आगे लटकवा दूंगा। 
पर मुझे तेरी खूबसूरती पर रहम आता है। तुके मैं यहाँ से उठाकर ले जाऊँगा और नौकरानी 
बनाकर मेरे चालीस हजार सैनिकों को चाय पिलाने का काम करवारऊँगा।” 

शञाहजादी आकबीलाक क्रोधित हो उठी। उसने अपने चेहरे से नक़ाब उतार फरेंके। उसका 
मुंह खुला का खुला रह गया , माथे पर बल पड़ गये। 

शाहज़ादी ने वज़ीर को इक्कारा किया। 

“ऐ, जाहिल।” यज्जीर चिल्लाया। “तेरे घर में बेहमान को खिलाने के लिए भी कुछ 
नहीं है और सू इतनी बकवास कर रहा है। अभी जल्लाद को बुलाकर तेरा सिर कटवाता 
हूँ।” 
जवाब में ग़रीब की लड़की हंसकर बोली: 

“तुम मुझे डरा नहीं सकते। आओ , हम पासे खेसकर देखें, कौन जीतता है 

शाहूज़ादी आक़बीलाक ने आदी की गोटियाँ और सोने के पासे निकाले । 

“ठहर , ब्रेशर्म शाहजादो, " गरीब की लड़की बोली, “तू सब आनेवालों से बेईमानी 
से जोतकर उन्हें मरवा देती है. पर तू मुझे घोथा नहीं दे सकती। पासे मुझे दे।' 

ज्ञाहडादी आक़रवीलाक गुस्से से साल हो उठी, पर उसने पासे दे दिये। 

पलक मपकते ही ग़रोब की बेटी ने आकबीसाक का सब कुछ जीत लिया। 

निराशा और गुस्से में भरकर बआक़बीलाक ने अपने सिर के बाल मोच्र लिये और पन्ने 
के पलंग पर जा बैठी। 


॥23 


ग़रीब की बेटी ने परियों का दिया हुआ एक पर जलाया। परी आयी और पलंग के 
नीचे छिप गयी। झाहज्ञादी आक़बीलाक को कुछ मी पता न चला। 

“ऐ, पलंग , ” ग़रीब की बेटी बोली, “मैं छः महीने से सफ़र कर रहा हैं और बहुत 
धक चुका हूँ। मुझे कुछ सुना, जिससे मेरे दिल को चैन आये।" 

परी बोलने लगी: 

“आपको क्‍या सुनाऊँ?” 

“ सुनागेगा तू, मैं तो सुनूंगा,' ग़रीव की बेटी बोलो। 

परी सुनाने लगी। 


पहली परी की कहानी 


अहुत समय पहले एक बर्ढ़ रहता थ। कुछ पैसा जोड़कर वह यात्रा पर मिकला। बबई 
का एक दोस्त था जो सोने के जेवर बहुत सुंदर बनाता था। सुनार बोला, “मैं भी चलूँगा ”। 
और सुनार का दोस्त एक दर्ज़ों था। दर्जी बोला, “मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा ।”' दर्जी 
का भी एक दोस्त था, जो जादू-टोना करना जानता था। वह बोला: “मैं भी चलूंगा।” 

थे चारों चल पड़े। चलते-चलते रात हो गयी, सब सो गये और बढ़ई पहरा देने लगा। 
नींद न आये, इस लिए उसने लकही के टुकड़े से एक गुड़िया बनानो शुरू की। गुड़िया बनाकर 
उसने चिराग के पास रत दी और सो गया। अब सुनार पहरा देने लगा। उसने गुड़िया देखकर 
सोचा: “बढ़ई ने यही बनायी है, मैं उससे भी अच्छा काम करूंगा।”. उसने आग में चांदी 
का सिक्‍का पिघलाया और उससे गुड़िया के चांदी के नाछून , दांत और आंखें बना दीं। अपना 
काम ख़त्म करके वह सो गया। अब दर्ज़ी की बारी आयी। उसने गुड़िया को देखकर सोच : 
“ मेरे दोस्तों ने यह काम किया है, मुझे भी कुछ करना चाहिए।” उसने कपड़े का एक टुकड़ा 
लेकर बहुत सुन्दर पोशाक बनायी और गुड़िया को पहनाकर सो गया। जादूगर उठा। गुड़िया 
को देखकर उसने मंत्र पढ़ा और गुड़िया में जान पड़ गयी। “उठो, ” जावूगर चिल्लाया। 
सबने सिर उठाकर देखा - उनके सामसे एक बहुत खूबसूरत लड़की छड़ी है। उसकी सुंदरता 
के आगे चाँद और सूरत फीके पड़ रहे थे। उसके मुकाबले में शाहज़ादी आकबीलाक एक बदसूरत 
प्रेंढकी से मी गयी-गुज़री है। 

“ऐ, लड़के , ” पलंग के नीचे छिपी परी बोली , “ अगर तू अपने आपको विद्वाम समझता 
है, तो बता, उस लड़की को किसने बनाया? बढ़ई ने, सुनार ने, दर्जी ने या जादुगर ने?” 

ग्रोब की लड़की बोली: 

“अगर वर्जी ने कपड़े नहीं सिये होते, तो कया वह आदमी बन सकतो थी?” 

वही हुआ , जो होता था। आकबीलाक अपनी गुस्सा नहीं रोक पाई और थिल्ला उठी: 

# तुप्त मूर्ख हो। क्या इतना भी तुम्हारी सम्रक में नहीं आता कि कपड़े पहने हुए भी मैं 
जाहज़ावी हूँ और कपड़े न पहने हुए भी जाहजादी रहेंगी।" 


॥£ | 


बाहनाइथां गूंज उठीं, ढोल बजने लगे और लोग खुशी से चिल्ला जढ़े : 

“ शाहज्ञादी पहली बार बोल उठी!” 

शाहज़ादी आक्बीलाक उस बिल्ली की तरह गुस्सा हो उठी, जिसके मुंह से चूहा छीन 
लिया गया हो और नीलम के पलंग पर जा बैठी। ग़रीब की लड़की ने दूसरा पर जलाया और 
बोली: “ऐ, नीलम के पलंग , कुछ सुना, जिससे मेरा दिल बहल जाये।" 

नीखम के पलंग के नीचे छिपी दूसरी परी बोली: 

“ तुम्हें क्या सुनाऊं ? पस्ने के पलंग की कहानी तक तो तुम्हारी समझ में आयी महीं॥ , 
अच्छा , सुनो ।/” 


दूसरी परी को कहानी 


बहुत समय पहले एक अमीर रहता था। वह कितना ही धनवान क्यों न था, पर उसकी 
धीठ पर डेढ़ मम मैल जमा रहती थी। 

उस अमीर के तीन बेटे थे। एक दिन बड़ा बेटा बोला: 

* पिता जी, मुझे एक सौ अक्ञरफ्ियाँ दीजिये , मैं ताशकन्द जाकर मोटी-मोटी भेड़ें 
खरीदूँगा।" 

अमीर आदमी ने अपने बेटे को सौ अशरफ़ियाँ दे दीं। वह बाहर निकला , तो देखा- एक 
लड़का फटी हुई टोपी कमी लगाता है तो कभी उतारता है। 

“ तू इस फटी-युरानी टोपी को बार-बार क्यों लगा और उतार रहा है?” अमीर आदमी 
के बेटे ने उस लड़के से पूछा। 

“ यह जादूई टोपी है, इस टोपी को सिर पर रखकर आँखें मीचिये और फिर खोलकर 
देखिये , तो मालूम पड़ेगा कि आप पढ्चम से पूर्व पहुँच गये हैं।” 

अमीर आदमी के बेटे ने फ्रैरन सौ अशरफ़ियाँ देकर टोपी खरीद लो और घर से आाया। 
पिता फटी टोपी को देखते ही चिस्ला पड़ा: 

“ तुमने यही खरीदारी की है! 

मंभला बेटा बोला: 

“पिता जी, आप मुझे एक सौ अधारफ़ियाँ पीजिये, मैं उजूगेन जाकर पिस्ते जितने बडे 
दानेवाला 'चायल खरीदूँगा।" 

अमीर ने उसे सौ अशरफ़ियाँ दे दीं। मंकला लड़का बाहर गिकला , उसने वेखा-कुश 
लड़के क्ीणे के दुकड़े से लेल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं: 

“जादूई क्षीशा! इसमें देखने पर समरकन्द से ही बुखारा विश्याई देगा! ” 

मंभले बेटे ने सौ अजरफ़ियाँ देकर ज्ीशे फा टुकड़ा खरोद लिया। 

“ बेयकरफ़ !  जमोर आदमी चिल्लाया। 

सब सबसे छोटे बेटे ने उससे सौ अक्लषरफ्ियाँ मांगीं। 


॥25 


“ मैं बाज्ञार में दुकोन लगाऊँगा। छोटी-मोटी चीजें बेचूंगा , ” छोटा लड़का बोला। 

अमीर ने उसे भी सौ जशरफ़ियाँ दे दीं। वह घर से बाहर निकला, तो देखा -कुछ 
लड़के छेददार परात में बैठकर पहाही से नीचे फिसल रहे हैं। 

“कमाल है, ” छोटे बेटे ने सोचा , “न कुछ खाती है, न पीती है और इतना तेज़ भागती 
है।! 

उसने सौ अश्षरफ्रियाँ देकर छेददार परात खरीद ली और घर लौट आया। अमीर परात 

, को देखते ही गुस्से से पागल हो उठा, उसने इंडा उठाया और तीनों बेटों को मारने लगा। 

मंभले बेटे की जेब में से शीशे का टुकड़ा गिर पड़ा। छोटे बेटे ने मार से बचने के सिए छेददार 
परात से सिर ढक लिया। अचानक उसकी तज़र क्लीशे के टुकड़े पर पड़ो। उसने शीशे में देखा - 
परश्चिम के किसी बादधाह की बेटी सर गयी है और लोग उसके तादूत के चारों ओर बड़े 
रो रहे हैं। छोटे बेटे मे फटी टोपी उठाकर ओढड़ ली और आँखें बंद कर लीं। आँखें श्लोलते 
ही उसने देखा - वह ताबूत के पास बढ़ा है। उसने छेदवार परात में पानी भरकर मृत शाहज़ादी 
के सिर पर डाला। अचानक यह उठ खड्ी हुई। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे णाहज़ा- 
दी आक़यीलाक मेंढकी जैसी लगती है। अच्छा जब तुम फैसला करो: “ झाहज़ादी को किस चीज 
ने जिलाया -टोपी ने, शीक्षे के टुकड़े ने या परात ने?" 

ग़रीब की बेटी बोलो: 

“ अगर छोटे बेटे ने मृत शाहज्ञादी को शीशे में न देखा होता , तो कुछ भी न हुआ होता।” 

आक़बीलाक से न रहा गया और वह बोल उठी: 

“ बिलकुल बेवकूफ हो। सेरे मरने के बाद मुभेः लाखों आदमी देखें , तो क्या मैं जी उठूंगी ? ” 

यह कहते ही उसने अपनी ज़बान काट ली। छाहनाइयाँ गूंज उठीं, ढोल बजने लगे। लोग 
चिल्लाने लगे: 

“ आक़बीलाक दूसरी बार बोल उठी! ” 

आक़बीलाक गुस्सा होकर मालिक के पलंग पर जा बैठी। गरीब की बेटी ने तीसरा पर 
जलाकर कहा: 

“ऐ माणिक के पलंम, तू भी कुछ सुना।” 

तीसरी परी माणिक के पलंग के सीचे आकर छिप गयी और कहानी सुनाने लगी। 


तीसरी परी की कहाती 


बहुत सम्रय पहले एक बादणाह्‌ राज करता या। उसके पास एक तोता था। बादशाह 
तोते को बड़े प्यार से खिलाता-पिसाता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। 

एक बार तोते ने सोचा: 

“मेरी डिंदगी में तो बादशाह मुझे बहुत प्यार करता है, पर मेरे मरने के बाद क्या 
करेगा ?” यह सोचकर वह अपने पिंजरे में ऐसे पड़ गया, जैसे मर गया हो। 


426 


बादज्षाह आया और पिंजरे की ओर देखकर नौकरों से बोला: 

“ डूस मरी हुई चिड़िया को बाहर फेंक दो।” 

तोता फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और बोला: 

“ तुम बहुत खराब बादशाह हो। मैं मरा नहीं है! मुझे अब हिन्दुस्तान जाने दो। मैंने 
चालीस सालों से अपने धरवालों को नहीं वेखा है।” 

“ठीक है,” बादशाह बोला, “पर तुओे वापस मेरे पास आता होगा।" 

तोता अपने देवा जाकर वापस आ गया और बादशाह के लिए एक फल लेकर आया। 
वह फल देखने में सेव या आड़ जैसा लगता था, पर था इतना सुंदर कि देखते ही मुंह में 
पानी आने सगता था। 

बादशाह अपनी घुड़साल में सोते को कंधे पर बिठाये अपने अहेते थोड़े को थपथपा रहा 
था। तोते का लाया हुआ फल सोने की तश्तरी में रखकर बाववाह को विया गया। बादशाह 
फल का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखनेवाला हो था कि अचानक घोड़े ने मुंह बढ़ाकर सारा 
फल था सिया। 

“ठहर . ठहर , ” बादशाह चिल्लाया। 

घोड़ा ज़प्तीन पर गिरकर तड़पने लगा और मर गया। बादझ्ञाह गुस्से से पागल हो उठा 
और उसने तोते की गर्दन मरोड़ दो। 

“ज्रताओं , ग़लती किसकी थी? बादझ्लाह की, घोड़े की या तोते की?” 

ग्ररीब की बेटी भूली नहीं थी कि परियों ने उसे बिलकुल उल्टा जवाब देने को कहा है, 
इस लिए वह बोलो: 

“ गलती घोड़े की थी, उसे वह फल खाना ही नहीं चाहिए था।" 

शाहज़ादी आक़बीलाक से फिर न रहा गया, और वह चिल्लाकर कह उठी: 

“ अरे बेवक़्फ़, क्या घोड़ा वह फल हिन्दुस्तान से लेकर आया था ... ” 

उसने फिर अपनी जोश काट लो, पर अब देर हो चुकी थो। 

ब्ाहुनाइथाँ और ढोल बजने लगे। लोग चिल्लाते लगे: 

“ ज्ञाहज़ादी तीसरी बार बोल उठी। अब वह दूल्हों के सिर महीं कटवा सकेगी।” 

आक़रबीलाक उदास होकर बोली: 

“हाय, पैंने क्या कर विया! अब मुझे तेरी पत्नी बनता पड़ेगा। मेरी वजह से कितने 
ही शाहज़ादे आकर अपने सिर कटा गये। तेरे न मूंछें हैं, न दाढ़ी , पर तूने मुझे बेवक़्फ़ जता 
दिया। खैर , अब मैं कुछ नहीं कर सकतो, मुझे तेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा।” 

ग़रोब की बेटी से म्यान से सलवार निकास ली और बोलो: 

“ शेरहम झाहज़ादी ! देखतो है, यह क्‍या है? तेरे सखरों की बजह से कितने सोगों ने 
अपने सिर कटाये हैं! अब तेरी मौत आ गयी! " 

आक़बीलाक रो पड़ो: 

“ हाय , मैं कितनी बदकिस्मत हूँ! भेरा कोई क़सूर नहीं। एक दुष्ट जादूगर ने मेरे पैदा 


टा 


होते ही मुझ पर जादू कर दिया था। तूने वह जादू उतार दिया। अब मेरे साथ तेरा जो जी 
चाहे कर।” 

ग्रीन की बेटी ने शाहज़ादी आक़बीलाक की बातों में आकर उसे अपनी आपबीती सुनायी 
और मूर्ख दाहज़ादे को ढूंढ़कर गहरी की सज़ा देने के लिए कहा। 

आकबीलाक ने मुनादी करवाई: 

“ अजप का क्षाहजावा जहाँ मी हो, फ़ौरन महल में पहुंचे ! ” 

मूर्ख झाहूज़ादे को बहुत ढूंढ़ा गया, पर वह कहीं न मिला। ग़रीब की बेटी अपने देश 
सौटने की तैयारी करने लगी। उसे यहीं छोड़कर , आहये , अब मूर्ख शाहृज़ादे का हाल सुनिये। 
जब तीसरी बार नगाड़े बजे, तो वद्धोर भागता हुआ कोल्कू पेर रहे मूर्ज शाहज़ादे के पास 
आया और बोसा: 

“ ब्राहुजाये , अपनी जान बचाओ! जिस शाहज़ादे से आक्रओीलाक को तीन बार बोलने 
के लिए मजबूर कर दिया था, वह तुम्हारी पत्नी है और वह तुम्हारा सिर काटना चाहती 
है। तुम फ़ौरन कहों छूप जाओ।” 

डर के मारे मूर्ख शाहज्ादा कूड़े के गढ़े में छिप गया और तब तर्क वहीं बैठा रहा, जब 
तक कि ग़रीब की बेटी एराम छोड़कर न चली गयी। 

तब बज्ीर पूर्ख शाहज़ादे को शाहज़ादी आकबीलाक के पास लेकर आया। 

“इसे मेरे तख्त से दूर घड़ा करो,” आकबीलाक ने नाक सिकोड़ते हुए बज़ीर से कहा: 
“इस शाहजादे के बदन से बहुत तेज़ बदनू आ रही है। अगर तुम अजम के बादशाह के लड़के 
हो, तब तो तुम्हें माफ़ कर दूंगी, नहीं तो तुम्हारा सिर कटवा दूंगी।" 

मूर्ख जाहज्ादा घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला: 

" शाहजादी , मेरे प्रिता वास्तव में अजम के बादशाह हैं। मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि 
यह प्रेरी पत्नी, ग़रीब को लड़की के, जिसके बाल मैंने उशाड़ दिये हैं, टुकडे-टुकड़े करवा 
दें। पर यह सबको बेवकूफ़ बनाकर और भेष बदलकर मुओे मारने यहाँ आ पहुँची। मेरी पत्नी 
नागिन से भी ज़्यादा चालाक है। एराम की शाहज़ादी , कोई भिखारिन आकर आपको धोखा 
दे गयी और बोलते के लिए मजबूर कर गयी। आपको उससे बदला लेना चाहिए।” 

आक़बीलाक का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। 

“सुम मेरे आलीस हज़ार सैनिकों को लेकर अपने देश जाओ। उस चालाक लड़की को 
पकड़कर यहाँ लाओ। मैं खुद उसके खून का रंग देखता चाहती हूँ। 

“आपका हुक्म सिर जाँखों पर,” मूर्ख श्ाहज्ादा बोला और कूच को तैयारी करने दौड़ पड़ा। 
वह इतनी जल्दी में था कि सीढ़ियों से उतरते समय सात वार ठोकर खाकर लुढ़का और उसके 
हाथों और पैरों की क्लाल सात जगह से छिल गयी। 

कुछ दिन बाद मूर्ख शाहज़ादा चालीस हजार सैनिकों के साथ अजम के लिए कूच कर गया। 

अजम की सीमा के पास पहुँचते-पहुँचते उसने एक हरकारे को चिट्ठी देकर अपने पिता 
के पास भेजा: 


॥28 


“मैं त्तीन विन बाद अजम पहुँच रहा हूँ। मैं अब सारी दुनिया का बादग्ाह हूँ, अगर 
आप अपना तख्स छोड़कर मुझसे मिलने नहीं बाये , तो मैं आपके देश को जलाकर खाक कर 
दूंगा।” 

चिट्ठी मिलते हो अजम के बादझ्षाह ने अपने चार सौ लंबी दाढ़ियोंबाले विदानों को बुलाकर 
कहा : 
“ मेरा प्यारा बेटा बहुत नज़दीक पहुँच चुका है और उसने चिट्ठी भेजी है, जिस में सिखा 
है कि सारी दुमिया में उसका डंका बजता है। अगर उसमे ऐसा लिखा है, तो सच हो होना 
चाहिए। अगर मैं उससे प्रिलने नहीं गया, तो यह नासमझ जो मन में आये, कर डालेगा।” 

चार सौ लंबी दाढ़ियोंवालों ने जवाब में केवल अपने सिर और दाढ़ियाँ हिलाई। बादशाह 
में अपने सारे जजौरों और लंबी वाढ़ियोंवालों को रास्ते के दोनों ओर खड़ा कर विया और 
स्वयं घूलभरी सड़क के बीकोंबोच खड़ा हो गया। सबने अपनी-अपनी सलवार निकालकर गरदन' 
पर लटका ली। 

मूर्ख ज्ाहज़ादा नाक फुलातता, नथुने सिकोड़ता, मूंछों पर साव देता आया और पिता के 
बज्धीरों और विद्वानों कौ ओर नज़र किये बिना घोड़ा रोककर अपने पिता से बोला: 

* मैने आपको छिट्री में लिखा था कि आप मेरो पत्नी की सातवीं पीढ़ी तक के सारे लोगों 
को मार डालें। पर आपने क्‍या किया? मैं आपको हुक्म देता हूं कि आप अस्सी हाथ ऊंचा 
फांसी का तख्ता लगवायें और प्रेरी पत्नी को उस पर लटका दें। फिर मैं उसके मुंह का निशाना 
लगाकर तीर छोड़ूँगा, जो आरपार निकल जायेगा।” 

बादशाह डर गया। उसके हाथ-ैर काँपने लगे। वह मुंह के बल घूल में गिर पड़ा। और 
मूर्ख शाहजादे ने वज़ीरों और विद्वानों के सिर काटने शुरू कर दिये। 

मूर्ख शाहज्ादे को यहीं छोड़कर अब ग़रीब की बेटी का हाल सुनिये। 

उसने जब सुना कि उसका पति- मूर्ख शाहजादा चालीस हजार सैनिकों के साथ अजम 
देश में घुस आया है, तो यह सैसिक का भेष घर, एक हाथ में तलबार और दूसरे में ढाल 
संभालकर अपने पिता से बोली: 

«मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। डरपोक के सामने वह बहादुर बनता है 
और बहादुर के सामने - डरपोक |” 

ग़रीब की बेटी एराम की फ़ौज के सामने आ चड़ी हुई और चिल्लाकर बोली: 

“ यहां कौन जींग हाँक रहा है और बेकसूर लोगों को मार रहा है?" 

मूर्स शाहजादा गरीब फी बेटी को सैनिक के भेष में तलवार और ढ़ास लिये देखते ही 
कॉपने लगा। उसके हाथ से तलवार गिर गयी और वह थोड़े पर से सीधा गोबर फे ढेर में 
जा गिरा। एराम की फ़ौज ने जब मूर्ख शाहज़ादे का यह हाल वेखा , तो सारे घालीस हज़ार 
सैनिक सिर पर पैर रखकर भागे। 

ग़रीब की बेटी मूर्ख शाहज़ादे के पैरों में फंदा डालकर उसे गोबर के ढेर में से शहर के 
मैदान में घसीट लायी। मूर्ख शाहजादे को वहीं फॉसी पर लटका दिया गया। 


[29 


अजम के बादझ्ाह का कुछ पता नहीं चला। वह कहाँ गया, उसका क्या हुआ -कोई 
नहीं जानता। ह 
अजपम्र की प्रजा ने गरीब को बेटी को सम्मान के साथ बादशाह के तख्त पर बिठा दिया। 


सोंगोंवाला सिकंदर 


पुराने समय में सिकंदर नाम का एक बादशाह राज करता था। 
उससे सारे नाई डरते थे, क्योंकि बह अपने बाल कटवाने के बाव 
माई को मरवा देता था। बहुत-से नाइयों ने अपने प्राण गंबाये, 
पर कोई प्री यह राज़ ले जान पाया कि आखिर सिकंवर नाइयों 
को मरवाता क्‍यों है। एक दिन सिकंदर समरकंद आया। वहाँ भी 
उसने बहुत-से नाइयों को जान से मरवा डाला। कुछ नाई अपने 
प्राण बचाकर माग निकले। झहर में एक भी नाई न रहा। बहुत 
ढूंढने के बाद एक बूढ़ा मिला जो कभी युवायस्था में बाल काटने का काम किया करता था। 
वज्धीर ने उसे महल में बुलाकर हुक्म दिया: 

“ तुम्हें बादशाह के बाल काटने होंगे। ” 

“ बड़ी खुझी से काटूंगा , ” बूढ़ा बोला। उसे मालूम न था कि बादशाह सिकंदर अपने बाल 
करवाने के बाद नाई को ड़िंदा नहीं छोड़ता था। 

बूढ़ा सिकंदर के बाल काटने लगा, तो जचानक उसने वेखा कि बादकाह के सिर में सींग 


हैं। 

बूढ़ा चुप रहा। अपना काम खत्म करके वह जानेवाला ही था कि अचासक सिकंदर ने 
आवाज़ दी: 

“जल्लाद ! ” 

/त्रारीषपरवर , मुझ पर रहम कीजिये! मेरे महुत-से बेटे-पोते हैं, आप मेरी जान लेकर 
क्या करेंगे? " 

सिकंदर को बूदे पर दया आ मयी, पर उसने उससे बचन ले लिया कि वह कभी भी 
किसी को महीों बतायेगा कि सिकंदर के सिर में सींग हैं। 

बहुत दिन बीत ग्रये। अपना दिया हुआ वचन याद करके बूढ़ा चुप रहा। पर इस राज 
को छिपाये रखने के कारण उसको नींद नहीं आती थी। वह हमेक्षा परेशान रहमे लगा और 
उसका पेट भी फूलने लगा- पहले एक तरबूज़ जितना हुआ , फिर एक बड़े घड़े जितना और 
उसके बाद एक ढोल जितना। 


4ओआ) 


बूढ़े के लिए जब राज़ और ज्यादा देर छिपाबे रखना असंमव हो यया। वह शहर से भागकर 
पहाड़ पर चला गया। पहाड़ में एक सुनसान जगह में एक सूखा कुआँ था। बूढ़ा कुएँ के पास 
पहुँचा और चारों मोर देखने लमा। जब उसने देल्या कि बहाँ पानी की तलाश में कोई नहीं 
भा रहा है तो बह झुएं में मुंह करके तीन बार चिल्लाया, 

" सिकंदर के दो सी हैं! ” 

“ सिकंदर के वो सींग हैं! " 

“ सिकंदर के दो सींम हैं! 

बूढ़े से इतना हो कहा कि उसका पेट ठोक हो भा और उसकी सारी परेक्षानी खत्म हो 

|| 


बूढ़ा खुशी-खुशी अपने घर लौट आया। 

थोड़े दिनों के बाद उस सूले गुएं में से बहुत सुंबर और ऊंचा नरकल उग आया। 

पहाड़ों में मेड़ें चरानेवाले गड़रिये को गहाँ से गुज़रते समय वह नरकल विख्राई दे गया। 
गड़रिया बहुत खुश हुआ। उसने नरकल के डंठल से एक बांसुरी बमायो। गड़रिये ने बांसुरो 
पर अपने प्यारे गाने की धुन बजानी चाही। उसने कितनी ही कोशिक्ष क्‍यों न को, पर बांसुरी 
में से हर बार तरह-तरह के सुर में एक ही आयाज़ निकलती: 

“सिकंदर के दो सींग हैं! ” 

एक पल में यह गूंजतो हुई जावाज़ जपने तछ्त पर बैठे बादज्ञाह सिकंदर के कानों में मी 
पडी। उसने बूढ़े नाई फो फ़ौरन पकड़कर लाने का हुक्म दिया। 

डर के मारे काँपते हुए बूढ़े को घसोटकर दरबार में लाया भया। उसी समय फिर पहाड़ 
की तरफ़ से आयाज़ आती सुनाई दी: 

“सिकंदर के दो सींग हैं! " 

सिकंदर मे सोक्ा: 

“ मेरे देश में दुए्मन की फ़ौज घुस आगी है और वे लोग ही मेरा ताम बिगाड़ रहे हैं। ” 

उसने अपनी फ़ौज को पहाड़ों में भेजा। 

सिंकदर के सैलिकों ने गड़रिये को पकड़ सिया जौर उसे उठाकर दरबार में ले आये। 

अपना कोई दोष न देखकर भड़रिये मे सोचा: “ ज्ञायद, बादशाह मेरा संगीत सुनना 
चाहता है! ” और वह मुस्से से पागल हो रहे बादशाह के सामने चुपक्षाप छड़ा रहा। 

“बता,” सिकंदर ने बूढ़े से कहा, ” कसम तोड़ते की तेरी हिम्मत कंसे हुई? ” 

"अगर आप मेरी जान अल्वों तो बताऊं! " बूढ़ा गिड़गिड़ाकर बोला। 

"ठीक है, बता! ” बादणशाह बोला। 

बूढ़े से पूरा किस्सा बादशाह को सुना दिया। उसके बाद गड़रिये को आरी आयी। 

गेड़रिये ने बताया किस प्रकार यह पहाड़ में सूखे कुएं के पास पहुँचा, किस प्रकार उसने 
उसमें नरकल देखकर उसके डष्ठल से बाँसुरी बनायी और किस प्रकार उसकी हर कोशिश के 
बावजूद बाँसुरी में से एक ही स्वर निकलता रहा। 


॥उ 


सिकंदर ने बॉसुटी के टुकड़े-टुकड़े कर दिये और बूढ़े और गहरिये को अपने देश से निकाल 
दिवा। पर एक आदमी ने यह बात दूसरे के कान में कही, दूसरे ने तोसरे के कान में। इस 
तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मालूम होता रहा कि सिकंदर के सींग ये। 

इस कहानी को पढ़कर आपको भी मालूम हो गया कि सिकंदर के सींग थे। 


समरता क्‍या न करता 


बहुत समय पहले एक बूढ़ा रहता था। एक बार बूढ़े की पत्नी नहाने 
के लिए हमाम में गयी। पर अपनो बारी आने पर भी वह नहा न 
सकी। बादशाह का नौकर आकर बोला: 

“ अभी बादशाह के प्रधान ज्योतिषी की पत्नी आकर नहायेगी, 
इसलिए हमाम इसो वक्‍त खाली कर दो!" 

घर आकर बूढ़े की पत्नी बोली: 

“ बादशाह के ज्योतिषी का पद बहुत्त ऊँचा होता है, वह बहुत 
महत्त्वपूर्ण आदमी होता है, सब पर उसका रोब रहता है। तुम भो भविष्य बताना सीखकर 
ज्योतिषी बन जाओ, , नहीं तो मैं तुम्हें छोडकर चली जाऊंगी।” 

बूढ़े को भविष्य बताना बिलकुल भी नहीं आता था। पर मरता क्‍या न करता। उसने 
लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा लेकर एक तरफ़ से उस पर लाल रंग फेरा, दूसरी 
ओर से - काला , तीसरी ओर से - सफ़ेद , चौथी ओर से -नीला , पांचवीं ओर 
से - पीला और छठी ओर से-हरा। लकड़ी के चौकोर टुकड़े और एक धघिसे- 
पिसे काग़ज्ञ को थैले में डालकर वह माजार में एक ऐसी जगह बैठ गया, जहाँ भीड़ ज़्यादा रहती 
थी। जब कोई आदमी उसके पास अपना भविष्य पूछने आता, तो वह लकड़ी का रंगबिरंगा 
पासा फेंकरर उसकी ओर देखते हुए जो जी में आता कह वेता। कुछ ही दिलों में नये 
“ ज्योतिषी ” की ख्याति सारे शहर में फैल गयी। 

उमर दिनों बादशाह के लगानस उगाहनेवाले इकट्ठा हुआ सोना खच्चरों पर लावकर पाहर 
में लाये थे। एक सोने से लवा छच्थर लापता हो गया। 

बादशाह ने अपने सारे ज्योतिषियों को खुलाकर पूछा , पर उनमें से कोई भी म बता सका 
कि खोया हुआ खच्घर कहाँ मिल सकता है। बादझाह का एक दरबारी बोला: 

“ हुजूर , अभी कुछ दिनों से एक नया ज्योतिषी बाज़ार में बैठ रहा है। वह बिलकुल सहो 
बात बताता है और उसका बताया हुआ कभी ग़लत नहों होता। ” 

बूढ़े को दरबार में लाया गया। बादझ्ञाह बोला : 


432 


४ मेरा सोने से लदा एक झच्चर ग्रायब हो गया है। तुम बताओ , यह कहाँ है। अगर नहीं 
बताया, तो तुम्हारा सिर काट डालूँगा।" 

बूढ़े ने थैले में से अपना रंगबिरंगा पासा निकालकर फेंका और उसकी ओर देखकर लगान 
उगाहनेवालों से पूछा: 

“ बहर के पास पहुंचते-पहुंचते आप कहीं झके तो नहीं थे? ” 

“हां , हम बच्चरों को चराने के लिए पेढ़ों के एक कुरमुट के पास रुके ये। ” 

बूढ़े ने सोचा: “आराम करने के बाद हन सोगों ने छ््चरों की गिनतो गहों की होगी 
और एक छाच्छर पेड़ों के भुरमुट में ही रह गया होगा।" 

बूढ़ा वादशाह को ओर देखकर बोला: 

“ आपका खोया हुआ लक्जर भुरपुट में है। ब्राप किसो आदमी को वहीं भेज वोजिये। 

बादशाह ने अपने आदमी भेजे। बूढ़े की बतायी हुई जात बिलकुल ठीक निकली। लोया 
हुआ ख़च्चर मिल गया। बादशाह से बूढ़े को सिर से लेकर पैर तक बेशकोमसी तोहफ़ों से लाद 
दिया और उसे अपने दरबार में ही रख लिया। 

एक बार बादशाह के खज़ाने में चोरी हो गयी। चोर सोने का एक बोरा उठा ले गये। 
बादशाह ने अपने चालीसों ज्योतिषियों को बुलाकर कहा: 

“सोने की चोरी का पता लगाओ! अगर पता नहीं लगा, तो सबको जान से मार 
डालूंगा। / 

बूढ़े ने चालीस दिन की प्रोहलत मांगी। 

“ अगर चालोस दिन में हम चोर और माल का पता न लगा पायें, तो आप हमें मार 
दोजिये ! ” बूढ़ा बोला। 

बूढ़े “ज्योतिषी” ने बाज़ार से चालोस सूखी खूबानियां खरीदीं। घर आकर यह पत्नी 
से बोला: 

“तुम चाहती थीं कि में मर जाऊं। अगर ज्ञालीस दिन के अंदर-अंदर मैंने खोरों मौर माल 
का पता नहीं लगाया, तो बादशाह मुझे मार डालेगा। मैं नहीं कह सकता कि सोना कहाँ है। 
तुमने ही ज्योतिषी बनने के लिए मुझे मजबूर किया था, पर मैं सुम्हें माफ़ करता हूँ। अब 
मुझे चालीस दिन ही ज़िंदा रहना है, इसलिए तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना और प्यार 


से रहना। 


अब चोरों और सोते के बोरे का हाल सुनिये। 

सोने का बोरा चासीस चोरों ने चुराया था। उनका सरदार लंगड़ा था। 

चोरों को पता लगा कि एक नया ज्योतिषी आया है और वह चालीस दिन में चोर और 
माल दोनों का पता लगा लेगा। ः 

सरदार ने शाम को अपने दल के एक आदमी को हुक्‍्स दिया: 

“जाकर देखो, यह बूढ़ा ज्योतिषी क्या कर रहा है। 


433 


चोर बूढ़े के घर में छुपकर सुनने लगा। बूढ़ा उस समय पहली खूबानी खाकर पत्नी से 
कह रहा था: 

/ देखो , चालीस थे, उनमें से एक यहाँ पहुँच गया, ” बूढ़े मे अपने पेट की ओर ब्रशारा 
किया। है 

चोर घबराया: “इसे मालूम है कि हम चासीस हैं, और मैं इसके घर में छुपा हूँ।” 

वजह भागा-भागा अपने साथियों के पास पहुँचा और बोला: 

“ जैसे ही मैं बूढ़े ज्योतिषी के घर में भुसा यहू कहने लगा: ' चालीस में से एक चोर यहाँ 
हैं। ' अगर हमने उसके साथ समझौता नहीं किया , तो हम सब पकड़े जायेंगे। ” 

/ डरपोक कहीं का! ” सरदार गुस्सा हो उठा। “ उसने किसी और चीज़ के बारे में कहा 
होगा और तूने अपने बारे में समक लिया। कल किसी को साथ लेकर जाना! ” 

दूसरे दिन दो 'चोर बूढ़े के घर में घुसे और छुपकर सुनने लगे। 

बूढ़े ने उसो समय एक और खूबानी छ्रायो थो और वह पेट को ओर हारा करते हुए 
अपनी पल्‍नी से कह रहा या: 

" देखो चालीस में से दो अब पहाँ पहुंच गये।” 

“ हमारे बारे में ही कह रहा है, ” चोरों ने सोचा और यहाँ से भाग निकले। 

सीसरे दिन चोरों का सरदार अपने दो आदमियों के साथ स्वयं आया। 

उसी समय बूढ़े ने एक और खूबानी खायी थी। घखह खूबानी खराब थी, इसलिए बूढ़ा 
अध्ायी खूबानी पत्नी को दिखाकर कह रहा था: 

“ देखो , अब तीन यहाँ पहुंच गये हैं, पर इन में से एक में कुछ शघोट है।"” 

” सचमुच , यह तो हमारे बारे में ही कह रहे हैं! इसे तो हमारे लंगड़े सरदार का भी 
पता लग गया ! ” चोरों ने सोचा। सरदार ने फ़ौरत एक आदमी को घर से सोने की बोरी 
लाने के लिए भेजा। जब सोने की बोरी आ गयी, तो सरदार ने ज्योत्तिषी का किवाड़ 
खटखटाया। 

बूढ़े ने पूछा: 

“कौन है? 

“ आपको तो मालूम ही है कि हम लोगों से खज़ामे से सोने का योरा चुराया था। लेकिस 
हमने इसमें से एक भी अधारफी नहीं निकालो है। वह योरा हमने एक सुरक्षित जगह में, 
चिमनसी के अन्दर छुपा विया है और सोमे की यह बोरी आपको भेंट कर रहे हैं। हमें मुसीबत 
से बच्ाइये , हमारे बारे में बावदाह को कुछ भी न बताइये , " सरदार बोला। 

“मैं तो उसी दिन जान गया था कि खडे में चोरी तुम्हीं लोगों ने को है,” बूढ़े ले डोंग 
हांकी , “पर मुझे तुम पर दया आ गयी। मैंने सोचा, तुम लोग खुद ही आकर बता दोगे। 
इसी लिए तो मैंने च्रासोस दिन की मोहलत ली थी। तुम सोने को बोरी यहाँ छोड़ो और अपने- 
अपने घर जाओ।” 

दूसरे दिन ही बूढ़ा बादशाह के पास पहुँचा। 


बउ4 


“ हुजूर , मैंने आपके सोने का पत्ता लगा लिया है। पर चोर हाथ नहीं आ सके, वे लोग 
किसी दूसरे शहर में मागकर छुप गये हैं।" बूढ़े ने वह जगद्ट मी बता दी जहाँ सोना छुपा 
हुआ था। “ आप अपने वफ़ादार नौकरों को उसे लेने भेज दीजिये , ” उसने बादशाह को सलाह 
द्ी। 

बादशाह ने फ़ौरन अपने आदमी दौड़ाये। उन्हें बूढ़े की बतायी हुई जगह में सोना मिल 
जया, बादशाह ने उसी सप्रथ अपने प्रधान ज्योतिषो को बुलाकर चालीस कोड़े लगवाये और 
उसे हटाकर बूढ़े को अपना प्रधान ज्योतिषी बना दिया। 

बूदा घर आकर पत्मो से बोला: 

“जो, ठुम जो चाहती थीं, वही हो गया हूँ। बादशाह ने मुझे अपमा प्रधान ज्योतिषी 
बना दिया है। जिस दिन मेरी मौत आयेगी मर जाऊंगा, पर तब तक के लिए तो मैं बढ़ा 
आदमी बन ही गया। 

एक बार बूढ़ा हमास में सहाने गया। वह अपने सिर में दही मलकर धोने लगा। नहाते- 
नहाते यह सोचने लगा: 

“क्या करूँ? किस तरह बादशाह से पीछा छुड़ाऊं? ठीक है, मैं पागल होने का ढोंग 
रुचता हूँ। यहाँ से नंगा आगकर बादशाह का ग्रेबान पकड़ लूंगा और उसे बाहर खींच ल्ाऊंगा। 
जब वह देखेगा कि मैं पागल हो गया हूँ, तो वह मुझे निकाल देगा। इसके अलावा अब कोई 
दूसरा चारा नहीं रहा।” 

बूढ़ा हमाम्र से नंगा निकलकर महल की ओर भागा। बादशाह बरामदे में बैठा था। बूढ़े 
ने जाकर बादशाह का गरेबान पकड़ लिया। बादशाह और उसके अंगरक्षक भऔचक्के रह गये। 
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बूढ़ा बादशाह को घसीटता हुआ बाहर ले 
आया। 

संयोग से उसी समय मूकंप आया और बरामदे की छत टूटकर नीचे गिर पड़ी। 

बादशाह को काटो तो घून नहीं। फिर जब उसे होश आया तो उसने पूछा: 

“ तुम्हें इसका पता कैसे अला? ” 

" मैं हमाप्र में बैठा नहा रहा था। अचानक मुझे पता लगा कि आप पर मुसीबत आमेवाली 
है। आपके प्राण बच्चामे के लिए मैं बिना कपड़े पहने , दार्म-हया छोड़कर नंगा हो भागा आया। 
इस लिए मैने आपको जबरदस्ती यरामदे से उठाया और यहाँ खींच लाया।” श्र 

बादबाह बूढ़े की और भी क्यावा इक्‍्ज़स करने लगा, उसे बहुत क़्ीयती इनाम दिये और 
हमेशा अपने साथ रखने सगा। 

“कैने कभी सुम्र जैसा ज्योतिषी नहों देखा! ” बादक्षाह कहता रहता। 

एक बार बादशाह छेत में घूप रहा था। उसने एक टूटी टांगबाला टिहु पकड़कर हाथ 
में बस्द कर लिया। “ ज्योतिषों से पूछकर देखता हूँ, वह बता सकता है या नहीं कि मेरे हाथ 
में क्या है। ”' बादशाह ने भन में सोचा और बूढ़े से पूछा: 

“अच्छा , बताओ, मेरे हाथ में क्‍या है? '' 


35 


बूढ़ा घबरा गया। उसकी समझ में नहीं आया कि क्‍या कहे। ” अब मैं कैसे जान बचाऊँ? " 
उसने सोचा और जोर-जोर से अपने बारे में बोलने लगा: 

“पहली बार फंसते-फंसते बच्चा. दूसरी बार फिर फंसते-फंसते बच्चा, पर तोसरी बार 
नुरी तरह फंस गया।” 

“/ ज्ञाबाश ! तुममे बिलकुल ठीक बताया! “” बादशाह ने मुद्दी खोलकर उसे टिहा दिखाया। 

कुछ दिन बाद बूढ़ा बादक्नाह के पास आकर बोला: 

“जुजूर, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना जाहता हूँ।” 

बादशाह ने बाक़ी सब लोगों को बाहर मेज दिया। 

“ बोलो, क्या कहना अाहते हो!” 

/ हुजूर , मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैंने मुसीबत में पड़ जाने पर ही भविष्य बताना शुरू किया 
था। 

बूढ़े ने बादशाह को अपनो पूरी कहानी सुना दो। बादशाह सुनकर बहुत देर तक हंसता 
रहा। फिर उसने बूढ़े को प्रधान ज्योतिषी के पद से मुक्त करके वापस घर जाने की इजाजत 
दे दी। 


शाहज़ादी माहेसितारा 


किसी समय बग्रदाद में आदिल नाम का बादशाह राज करता था। 
आदिल अपनी विद्धत्ा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी 
तीन पत्नियाँ थीं। काफ़ी लंबे अर्से 0क उनमें से किसी के भी कोई 
संतान नहीं हुई। अंत में आदिल की सब से छोटी पत्नी दिलारा 
ने एक पुत्र को जन्म विया , जिसका माम शौकत रखा गया। नयजात 
झाहज़ादे को अतलस और ज़री के कपड़े पहनाये गये। उसके लिए 
बहुत-सी नौकरानिर्या और घायें रखो गयीं। 

शाहज़ादा चाँद-सा सुंदर था। इसने दिनों बाद एक पुत्र का पिता बनमे पर बादशाह आदिल 
की खुशी की कोई सीमा न रही। उसने अपनी सारी घजा को बुलाकर कई दिनों तक दावतें दीं, 
लुशियाँ सनाई और दूर-दूर से आये ग़रीब लोगों को दिल खोलकर दान दिया . . 

समय बीतता रहा, शाहजादा शौकत सात बरस का हो गया। बादशाह आदिल ने बगवाद 
के जाने-माने मौलवियों को बुलाकर उन्हें शाहज़ादे शौकत को शिक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी। 
लड़का असाधारण रूप से भ्रतिमाशाली और योग्य निकला। उसके शिक्षक उससे बहुत खुश थे , 
क्योंकि शाहजादे ने बहुत आसानी से और बहुत हो कम समय में सब विद्याएं उनसे सीख लीं। 


436 


पिता के महल में मौलवी लोगों की देख-रेख में झाहज़ादे की शिक्षा-दीक्षा उसके पन्द्रह साल के 
होने तक चली। अब कोई भी ऐसी विद्या न बची थी, जिसमें शाहज़ादा दक्ष न हो। इन सब 
विद्याओं के अलावा उसने गायन और बाद्यववादन भी सीखा तथा युद्धकौजल भी। शौकत के 
पिता की खुशो की कोई सीमा न थी। 

जब शाहज़्ादा सत्तरह साल का हुआ, तो उसे तीन हजार सैनिकों का सेवानायक बना 
दिया गया। 

एक बार शाहज़ादा जौकत अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। कई दिलों की यात्रा 
के बाद वे एक बहुत चौही घाटी में पहुंचे , जिसके दोनों ओर अगम्य पहाड़ घड़े थे, जहाँ अभी 
शक आदमी का क़दम न पड़ा था। इस धाटो में हरे-भरे घने जंगल थे और कई नदियाँ महती 
थों , इसके अलावा तरह-तरह के शिकार की भी कोई कमी न थी। 

आाहजादे के सैनिकों ने अपने छेमे उस घाटों में गाड़ दिये। घाटी में आराम करते हुए उन्हें 
जश्ञिकार करने में बढ़ा आनस्द आता रहा। शिकार के गोदत के ने सीख-कबांब बनाकर छाते 
रहे और उनका समय बहुत हो लुकी-खुशी बीसने लगा। चौथे दिन, जय शौकत अपने तेज 
निज्ञानेबाज़ शिकारियों के साय घाटी में शिकार कर रहा था, अचानक उसके सामसे से एक 
यहुत ही सुंदर हिरण बड़ी तेजी से भागकर निकल गया। हालांकि हिरण ज्ञाहजादे को केवल 
एक क्षण के लिए हो नज़र आया होगा, पर उसने देख लिया कि हिरण के चारों घुर मोतियों 
के थे, उसके हर पैर पर एक-एक जोड़ा सोने के कड़ों का था। हिरण के सींगों पर भी सोने- 
चाँदी और हीरे-मोतियों का बहुत ही सुंदर काम था। उसकी रेशम जैसी खाल भी तरह-तरह 
के लगभग बत्तीस क्िस्मों के रंगों में किलमिला रही थी। शाहज़ादा सम्मोहित-सा खड़ा था कि 
अचानक वह हिरण फिर उसके सामने आकर अत्यन्त आकर्षक ढंग से अपना नृत्य-कौशल 
दिखाने लगा। उसके पैरों में पढ़े सोने के कड़ों की मधुर आवाज़ झाहज़ादे के कानों में गूंजने 
लगी , उसकी रंग्र-बिरंगी खाल भिलमिलाती रही। शाहजादा होश में आने पर अनायास ही 
कह उठा: 

» अपने जीवम में मैंने पहली बार इतना आद्चर्यजसक दृश्य देखा है! ” फिर यह अपने 
शिकारियों से बोला, “ हस हिरण को जिंदा ही पकड़कर लाओ! ” 

शिकारी काफ़ी देर तक अपने घोड़े उस हिरण के पीछे दौहाते रहे , पर वह उसके हाए 
न आया। अपने सब सैनिकों पर साराड होकर झाहज़ादे ने खुद ही हिरण का पीछा किया 
पर उसे भी सफलता न मिली। तब उन सोगों ने हिरण को घेरने का फ़ैसला किया। शौकत र 
अपने शिकारियों को कड़ी भेसावनों दी: 

“ देखना , हिरम बचकर न निकल जाये। अगर तुममें से किसो ने भी ग़लती की, त॑ 
उसे जिंदा नहीं छोड़ंगा! ” 

जिकारी हिरण को चारों ओर से घेरकर घीरे-घोरे उसको ओर बढ़ने लगे, पर हिर 
निडर होकर पहले के समान आकर्षक ढंग से नाता रहा, जैसे उसे अपने ऊपर आनेयाले ख़त 
का ख्याल ही न हो। इस बीच घेरा इतना तंग हो चुका था कि यहुत-से शिकारियों को पी 


॥37 


रह जाता पड़ा। जब कुछ तेज़ शिकारियों का अगला घेरा सावधानीपूर्वक बढ़ता हुआ हिरण 
के बहुत क़रोब पहुँच गया, तो हिरण अचानक कूदा और शाहज़ादे के घोड़े के पुद्ठे पर अपने 
अगले खुर मारकर तीर की तरह पहाड़ों की ओर भाग निकला। क्‍योंकि हिरण को खुद शाहज्ादा 
ही नहों पकड़ पाया, इस लिए अब यह किसी और को दोष भी नहों दे सकता था। अपनी 
अंसफसता पर झ्र्मिंदा होकर शाहज़ादा अपने सैनिकों से बोला कि वह स्थयं ही हिरण को 
पकड़ेगा और अपने घोड़े पर तीर की तरह पहाड़ों की ओर उड़ अला। 

शाहजादे का घोड़ा उसके देवा के सब से तेज दौड़मेवासे षोड़ों में से था और हवा से ऐसे 
बातें कर रहा था, जैसे उसके पंख निकल आये हों। शाहजादा अपनी ओर वौड़कर आसे हुए 
हिरण का रास्ता काटकर अपने घोड़े को उससे लगभग तीस कदम की दूरी तक ले आया। 
पर हिरण भागते-भागते एकदम तोर को तरह पलटकर दूसरी जीर भागा। ऐसा न जाने कितनी 
बार हुआ। अंत में जब शाहजादे ने समक लिया कि यह हिरण को किसी तरह नहीं पकड़ 
पायेगा, तो उसने उसको तीर मारकर घायल करने की सोच्षो। उसने घोड़े से उतरकर एक 
श्षट्टास का सहारा लिया और निश्लाना साधकर एक तीर छोड़ा। पर तीर हिरण के नहीं लगा। 
उसने दुबारा एक तीर चलाया, पर निज्ञाना फिर चूक गया। उसने एक-के-बाद-एक न जाने 
कितने तीर चलाये , पर उनमें से एक भी निशाने पर नहीं लगा। श्ञाहज़ादे को अपने आप पर 
गुस्सा आने लगा और वह अंधाषुंध तीर चलाने लगा , पर हिरण पहले की तरह नाचता रहा, 
मानो उसे जिढ़ा रहा हो। शाहछादे के पास पाँच सौ तीर थे, सारे खत्म हो चुके थे और उनमें 
से एक भी हिरण के न लग पाया था। हिरण जैसे जान गया था कि शाहज़ादे के सारे तीर 
खत्म हो चुके हैं और बड़ी शान से पहाड़ों की ओर चल दिया। शाहज़ादा उसके पीछे भागा। 
अब हिरण एक चट्टान से दूसरी पर कूदता हुआ ऊँचे पहाड़ पर चढ़ने लगा। शाहज्ञादा भी उसका 
पीछा करता हुआ अपने घोड़े को एक चट्टान से दूसरी पर कुदाने लगा। पहाड़ की चोटी पर 
पहुंचकर हिरण फिर ज्ञाहजादे को दिखाकर नाचने लगा और वहाँ से उतरकर कुलाँचें मारता 
हुआ पहलेवाले पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने लगा। शाहज़ादे ने फिर अपना घोड़ा 
हिरण के पीछे दौड़ाया। उसका घोड़ा भी असाधारण रूप से फुर्तीला और मजबूत था और 
बड़ी तेड़ी से ढलात से उतरकर दूसरे पहाड़ की चोटी की ओर उड़ा चला जा रहा था। हिरण 
दूसरे पहाड़ की चोटी पर पहुँचकर एकदम आँखों से ओभल हो गया। शाहजादा पूरी तरह 
इसी सपने में खोया हुआ था कि वह उस हिरण को ज़िंदा या मरा पकड़ ही लेगा। अंत में 
जब शौकत पहाड़ की चोटी पर पहुँचा, तो उसने देखा - एक ओर घास का असीम मैदान है 


और बूसरी ओर हरा-भरा घना जंगल। वह हिरण दूर जाकर खड़ा हो गया और जैसे ही 
दाहजादे कौ नज़र उसके ऊपर पड़ी , फिर ताचने सगा। शाहज्ादा हिरण के नाच की सराहुमा 


किये बिना न रह सका, पर उसे अब अपने आप पर और भी स्यादा गुस्सा आने खगा। 
शौकत अपने घोड़े की गरदन से चिपटे हुए बढ़ी होशियारी के साथ चट्टानों पर से उतरता 

हुआ घाटी में पहुँच गया। बीच-बीच में उसे कई बार घोड़े से उतरकर पैदल भी चलना पड़ा। 

जैसे ही शाहजादा हिरण के नज़दीक पहुँचता , वह फिर दूर भाग खड़ा होता। णाहडादा हिरण 


438 


का तब त्तक पीछा करता रहा, जब तक कि वह घने जगंल में घुसकर आँखों से ओकल न हो 
गया। 

शौकत भी अपने घोड़े पर बैठा जंगल में घुसा। यहाँ तरह-तरह के इतने सुंदर पेड़ थे , 
जो झाहडादे ने पहले कमी नहीं देखे थे। चारों ओर सुंदर फूलों की मादक गंध फैली हुई थी। 
हर तरफ़ से सरह-तरह की चिड़ियाओं का सुखद कलरव और गास सुमाई दे रहा था। शाहज़ादा 
काफ़ी देर तक हिरण को खोजता रहा , पर यह उसे कहीं नज़र नहीं आया। शाम होने लगी। 
पर शाहज़ादा खाली हाथ लौटने को तैयार नहीं था. इस लिए उसने रात जंगल में ही बिताने 
और सुबह फिर से हिरण को खोजने का फ़ैसला किया। थोड़ी देर बाद यह एक खुले मैदान 
में पहुँचा । उसने अपने घोड़े पर से काठी उतार दी और लगाम उसकी गर्दन पर डालकर बोला, 
“जा, अब तू भी घोड़ी देर आराम कर और हरी-मरी घास चर से! ” 

झाहजादे को नींद आगे ही वाली थी कि वह किसी जंगलों जानवर की दहाड़ सुनकर 
हड़बडाकर उठ मैठा। थोड़ी देर बाद हो जंगल की हर दिक्षा से डरावनी आवाज़ें सुनाई पढ़मे 
खगीं। यह स्पष्ट हो गया कि इस जंगल में कई तरह के खतरनाक जानवर हैं, जो रात होते 
हो शिकार की खोज में अपनो माँदों से निकल पड़े हैं। शौकत उनकी आवाजें सुनकर समझ 
गया कि चारों ओर शेर, चीते, री और भेड़िये मंडरा रहे हैं। 

. “इनसे बचना ही है! ” शाहजादे ने अपने मन में सोचा। जसे अब नींद से ज्यादा अपनी 
जान की फ़िक्र लगी थी। वह बड़ी फूर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। यह क़दम बेकार साबित 
नहीं हुआ , क्योंकि उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर बाद झ्ेेर, चीते , बघेरे , रीछ , भेडिये और 
तरह-तरह के जंगली जानवर मंडराने लगे। पेड़ पर बैठे-बैठे भी शौकत सारी रात जागता रहा। 
सुबह होने पर वह पेड़ से नीचे उतरा। वह यह सोचकर डर रहा था कि पता नहीं उसका 
चोड़ा झिंदा बचा या नहीं। वह अपने घोड़े को ढूंढने लगा। उसकी किस्मत से उसका घोड़ा 
खतरा महसूस करके एक सुरक्षित जगह में छुपा हुआ था। घोड़े को सही-सलामत पाकर शाहज़ादा 
बहुत खुश हुआ। घोड़े को प्यार से थपथपाते हुए वह उस्ते पेड़ के पास लाया और उस पर 
काठी कसकर फिर से हिरण को बूंढने निकल पढ़ा। शौकत उसे काफ़ी देर तक हूँढ़ता रहा। 
दोपहर हो चुकी थी। उसने अपने आपकी जंगल के किनारे एक तंग रास्ते में पाया। हिरण 
को ढूंढ़ते-दूंढतेः ज्ञाम हो गयी , पर उसे हिरण के पैरों के निशान नहीं मिले। 

“अब मैं जया कहूं, क्या वापस सौट जाऊं? " शाहज़ादे ने सोना, पर जंगल में से बाहर 
निकलने के लिए किस दिक्षा में जाये, इसका उसे कोई ज्ञान न रहा। इस लिए उसे दूसरी 
रात भी जंगल में ही बितानो पड़ी। उसका घोड़ा पहले की तरह नीचे सुरक्षित जगह में. जा 
छुपा और वह स्वयं पेड़ पर ढ़ गया। यह रात पिछली रात से भी ज़्यादा खतरनाक रही। 

सुबह शञाहज्ादा पेड़ पर से उतरा और सुरक्षित जगह में छुपे अपने समभदार घोड़े पर 
सवार होकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बूंढनें लगा। लगभग चार घंटे भटकने के 
बाद यह एक मैदान में पहुँचा, जहां से थोड़ी दूरी पर एक छोटी पहाड़ी के नीचे बायीं मोर 
उसे एक छोटा-सा आवाद इलाक़ा दिखाई दिया। 


39 


” वहां के लोगों से ही रास्ता पूछ लूंगा, ” झौकत ने सोचा और उस ओर चल पड़ा। 
पहाड़ी को तलहटी में पहुँचकर सुरक्षा की दृष्टि से उसने ऊपर चढ़कर चारों ओर अच्छी तरह 
देख लेना उचित समभा। उसे घाटी में एक छोटी नदी बहती दिखाई दी। नदी के दोनों किनारों 
के सहारे पेड़ थे और यह इलाक़ा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। ज्ौकत ढलान से नीचे 
उतरकर नदी के किनारे पहुँचा। नदी में कलकल करता दूध जैसा सफ़ेद ठंढा पानी बह रहा 
था। और क़रीब पहुँचने पर कौकत को आदच्र्य हुआ , क्योंकि इलाका मामूली नहीं था। उसके 
चारों ओर नीले संगमरमर की ऊंची दीबारें खड़ी थीं। दीवारों के कंगूरे सोने से मढ़े थे। ऊंचे 
दरवाज़े के ऊपर सोने-चाँदी और मोतियों का सुंदर काम था। और सबसे बढ़े आउ्चर्य की बात 
तो यह थी कि दरवाज़ा पूरा खुला था। 

शौकत जब दरवाड्षे में घुसा, तो उसने देखा -सारी इमारतें हरो, साल, पीलो, नीली 
और गुलाबी चीनी-मिट्टी को बनी थीं। इलाक़े के बीक्ोंबीव एक बहुत बड़ा हौज था जिसके 
किनारे संगमरमर के थे। इस हौज में बहकर आने और निकलनेवाला पानी भी दूध-सा सफ़ेद 
और साफ़ था। हौज़ के चारों कोनों पर चार इतने सुंदर और आश्चर्यजनक पेड़ थे, जैसे 
शौकत ने अपनी जिंदगी में पहले कभी न देखे थे। दरवाजे के एक ओर दीवार के सहारे-सहारे 
बना अस्तबल भी संग्रमरमर का था , घोड़ों की नाँद भी संगमरमर की थी और उसमें जौ और 
तरह-तरह का बढ़िया किस्म का दाना भरा था। 

पूरे आँगन में एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। शौकत हैरान होकर सोचने लगा: 

“ यहाँ योडी देर सुस्ता लेता हूँ, अगर कोई यहाँ हुआ, तो यह जछूर बाहर आयेगा और अगर 
यहाँ कोई भी नहीं रहता है या सब कहीं गये हुए हैं, तो थोड़ी देर आराम करके 
चला जाऊंगा। ” 

उसने घोड़े से उतरकर काठी खोल दी और उसे अस्तबल के पास ले जाकर बोला : 

“भई , तू भी मूख से मरा जा रहा होगा, जा, पेट भर के जौ और चारा खा ले! ” 

छौकत स्वयं भी थककर चूर हो चुका था, इस लिए भूल विछाकर और काठी का सिरहाना 
लगाकर फ़ौरत सो गया। उसे पता नहीं चला कि वह कितनी देर तक सोता रहा, उसकी नींद 
किसी छोर से ही घुली। उसने धीरे-से सिर उठाकर देखा - एक कमरे का दरवाज़ा खुला और 
उसमें से सफ़ेद रेवामी कपड़े पहने, सुडौल बदन , गोरे चेहरे, काली-काली भौहें और आकर्षक 
भखोंगाली अठारह बरस की एक लड़को सोने की सुराहो लिये बाहर निकली। लड़की ने 
चुपचाप हौझ्ध के पास पहुंचकर सुराहो में पानी भरा और वैसे ही चुपचाप थापस लौट गयी। 
उसने न तो क्षौकत की ओर देखा और न हो उससे कुछ कहा। छौकत सोचने लगा: 

“आखिर बात कया है, यह लड़की बाहर आयी, इसने मुझे देखा भी, पर न तो मुभसे 
नज़र मिलायो और मे ही कुछ बोली? " 

लड़की बहुत सुंदर थो और उसे देखते ही ज्ञौकत का दिल ज़ोर से घड़क उठा था। अभी 
दस मिनट भी नहीं गुज़रे कि किस दरवाज़े में घुसकर लड़की ग्रायब हो गयी थी, उसोपें से 
लगभग पथ्यपन साख का एक आदमी निकला, जिसकी दाढ़ी खिचड़ी थो। यह आदमी इसना 


की 


सुंदर था कि उसके चेहरे से प्रकाश फूटा पड़ रहा था। उसने शौकत की ओर हाथ बढ़ाकर 
स्नेहपूर्वक कहा 

“ हमारे प्यारे मेहमान, आपका स्वागत है! ” 

जौकत ने खड़े होकर उस आदमी से सादर हाथ मिलाया और थोड़ा पोछे हटकर खड़ा 
हो गया। उस आदमी ने पूछा: 

“ हमारे मेहमान, हम आपकी क्‍या सेवा कर सकते हैं? 

« मैं सफ़र से थककर चूर हो चुका हूँ। आपके इहसाक़े में छाया और उंडक व्याप्त वेखकर 
मैने यहाँ थोड़ी देर आराम करमा चाहा। मैं आपसे माफ़ी चाहसा हूँ कि मैं बिता आपको इजाजत 
के आपके इलाक़े में घुस आया,” ज्ौकत ने जवाब दिया। 

यह आदमी शौकत फ़ो आात ध्यान से सुनकर बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में दोला: 

“आप इस छोटी-सी बात पर बिलकुल मी शर्मिंदा मत होइये। आपको तो इससे ज्यादा 
अच्छी जगह पर आराम करना चाहिए। आइये , मेरे साथ अलिये ! ” 

“ यह आदमो मुझे कहाँ और क्यों ले जा रहा है ? अब मं क्या कहं? अंदर जाऊं या 
नहीं? ” शौकत्त दुविधा में पड़ गया और उसने पूछ लेना उचित समककाः 

“ प्राफ़ कीजिये, हमें कहां जाना है? 

“ झगर आपको अपने घोडे की फ़िक्र हो रही है तो बेकार परेशान मत होइये , ” उस 
आदमी ने झौकत को विश्वास दिलाया और उसी दरवाजे की ओर बढ़ा , जिसमें से वह बाहर 
निकला था। ज्ाहज़ादा भी विवज्ञ होकर उसके पीछे चल दिया। दरवाजे में घुसते ही उसने 
अपने आपको शानदार चौक में पाया। उस जगह भी इतने सुंदर सकान ये, जैसे शौकत ने 
अपने पिता के राज में भी नहों देखे थे। चारों ओर तरह-तरह के खुशबूदार फूल महक रहे 
थे, फलदार पेड़ों की डालियां फलों क्रे बोझ से भुकी जा रही थीं। इतने फल देखकर शौकत 
के मुंह में पानी आ गया। अलते-चलते उसने एक फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया; पर उसे 
महसूस हुआ कि फल असाधारण रूप से कठोर है और वह उसे किसी तरह तोड़ नहीं सकता । 
ध्यान से देखने पर शाहज्ञादा समभ गया कि ये फलदार पेड़ साधारण नहीं बल्कि उन पर 
सोने-चाँवी और हीरे-मोतियों के फल आते हैं। चौक में एक ओर संगमरमर का चंबूतरा बना 
था, जिसके रेलिंग सोने के थे। चबूसरे में लाल रंग के कालीन के ऊपर मखमल के गद्दे बिछे 
थे। उस आदमी ने झ्ौौकत को चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। अखूतरे की सीढ़ियों के पास एक 
औरत खड्टी थी, जिसने भुककर शौकत को सलाम किया। मूढ़ा चबूतरे पर घढ़ा, उसके बाद 
झौकत । और वे दोनों रेशमी गद्दों पर आराम से बैठ गये। फिर उस औरत ने आकर सादर 
पूछा : 
“ हुमारे प्यारे मेहमान, आपकी तबोयत कैसी है,? ” 

“शुक्रिया, मैं बिलकुल ठीक हूँ," झाहज़ादे ने जवाब दिया। 

यह औरत कोई तीस-पैंतीस साल को होगी। वह इतनी आकर्षक थी कि उससे नज़रें हटाना 
असंभव था। उसका बदन सुडौल था, गाल सेब-से लाल ये, उसकी कमान-सी तनी भौहैं , 


वा 


बरौनियाँ , खूबसूरत आंखें, गुलाबी होंठ किसी भी आदमी को सम्मोहित कर सकते थे। उसके 
लंबे-लंबे काले बालों की दो चोटियाँ उसकी एडियाँ छू रही थीं। दोनों गालों पर बिखरी लटें 
उसकी सुन्दरता में चार चांद लगा रही थीं। वह औरत भरी जाकर बूढ़े के पास बैठ गयी। 
थोड़ी देर याद वह लड़को भी आयी, जो सोने की सुराही में पाती मरसे बाहर सिकली थी। 
उसमे भी कई बार झौकत को ऋुककर ससाम किया और पूछा: 

“ हमारे प्यारे मेहमान, आपकी तबीयत कैसी है? 

शाहज्ञादे ने उसका शुक्रिया अदा दिया। औरत उस सड़की से बोली: 

“जाओ, दस्तरखान सगाओ! ” 

लड़की सिर भुकाकर चली गयी। थघोढ़ी देर बाद एक और लड़की आयी, जो सूरत-घक्ल 
में तो पहली लड़की जैसी ही थी, पर उससे भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक थी। मेहमान 
के प्रति पूर्ण आवरभाव दिखाते हुए वह उसके पास आयी और मुककर बोली : 

“/ हमारे प्यारे मेहमान, आपके आने से हमें बहुत खुशी हुई ” 

झ्ौकत ने भो छड़े होकर सिर भुकाकर उसका अभिवादन स्वीकार क्रिया। इसके बाद 
लड़की फौरन धर के अंदर चली गयी, थोड़ी देर बाद ही दस्तरखान लेकर आयो और उसे 
मेहमान के सामने बिछा दिया। दस्तरखान ज़री का था और उस पर सोने के सुंदर बेल-बूटे 
कढ़े थे। उसके बाद एक और लड़की आयी और अपना सिर भूकाने के जवाब सें झुकगुज़ारी 
की अभिव्यक्ति देखकर वापस घर के अंदर चली गयी। कुछ ही पिनट बाद लड़कियाँ तरह- 
त्तरह के स्वादिष्ट खाने ले आयीं और दस्तरखान पर परोसने लगीं- मालपुए , क़ीसे की 
कचौड़ियाँ , तंदूरी मुर्मे, पिस्ता , अखरोट, झहद , मिठाइयाँ , तरह-तरह के मुरस्बे ... जब 
लड़कियों ने सारा खाना दस्तरखान पर लगा दिया, तो बूढ़े के साथ बैठी सूबसूरत औरत ने 
रोटी का पहला दुकड़ा तोड़कर मेहमान को खाना शुरू करने के लिए कहा। इस बीच लड़की 
सोने के सामोवार में उबलता पानी लेकर बायो। उसने चाय की पहली प्याली मरकर मेहमान 
को दी, उसके बाद बूढ़े लौर औरत को। वह भी उन्हीं के साथ गैठकर खाना खाने सगी। 
खाने और चाय के बाद हघर-उघर की बातें होने लगीं। थोड़ी देर बाद बूढ़ा आवमी लड़कियों 
से बोला: 

/ हमारे मेहमात संबे सफ़र के बाद थक चुके होंगे। इनका बिस्तर लगा दो। अब इन्हें 
चाहिए कि अच्छो तरह आराम कर लें! 

लड़कियों ने हौज के किनारे पेड़ों की छाया में सोने का पलंग बिछाकर उस पर अतलस 
और रेशम का बिस्तर और गुदगुदे तकिये लगा दिये। बूढ़े के कहने पर शौकत पलंग पर लेट 
गया और फ़ौरन सो गया। नींद खुलने पर उसने देखा कि दो लड़कियाँ दोनों ओर बैठी हुई 
बारी-बारी से उस पर पंडा कल रही हैं। शौकत की आँखें खुलते ही लड़कियाँ सोने की सुराहियों 
में पानो लेकर आयों, उसके हाथ-मुंह घुलाये और सफ़ेद रेशमी तौसियों से पोंछे। बूढ़ा और 
उसकी पत्नी शौकत के पास आये। 

“' हमारे प्यारे मेहमान , आपको नींद कैसी आयी? ” बूढ़े ने पूछा। 


॥42 


मेहमान ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसी समय एक लड़की उनके पास आकर बोली 
कि श्ञाम का खाना तैयार है। बूढ़ा , उसकी पत्नी, ज्ौकत और उनके पीछे-पीछे वे सुंदर लड़कियाँ 
चबूतरे पर जाकर बैठ गये। दस्तरखान लगाने के बाद खाना परोसा गया। इस बार खाने में 
तरह-तरह की भुनी हुई चिड़ियाएं थीं। खाना उतना ही स्वादिष्ट था और खाने के लिए उतना 
ही' उत्साह पैदा कर रहा था, जितना कि उसे पकानेवाली सड़कियाँ। खाना शुरू होने के पहले 
एक लड़की सोने की सुराही में अंगूरी शराब लेकर आयी और सोने की ध्यालियों में उसे डालकर 
सबको देने के बाद बोली : 

“हम सब यह जाम हमारे प्यारे सेहमान के आने की छुफ्ती में पियेंगे! ” 

खाना काफ़ी देर चला और बीच-बीक् में अंगूरी शराब के जाम भी। जब सब पर थोड़ा 
सरूर चढ़ गया, तो उसो कमरे में से पतली-पतली कमरवासी सत्तरह-अठारह साल की लड़कियों 
का एक भुंड निकला! कासी-कालो भौंहों और आँखोंवालो ये लड़कियाँ रेशम के पारदर्षक कपड़े 
पहने थीं, उनकी गोरो-गोरी गर्यनों में मोतियों की मासाएँ पड़ी थों , कानों में सोने की बालियाँ 
थीं और सब एक ही कद की थीं। लड़कियों ने शौकत के पास आकर भुककर सलाम कया और 
उसके पास बैठ गयीं। हर एक को कोई-न-कोई साज़ लाकर दिया गया - किसी को हार्प , किसी 
को तन्बूरा, किसी को दुतार*, किसी को गिजाक“*, किसी को बांसुरी, किसी को भाँफ , 
किसी को डफली। सघे हुए हाथों से वजाते और खूबसूरतो से नाचते हुए लड़कियाँ मेहमान 
का दिल बहलाने लगों। उस दिन काफ़ी रात गये तक दायत और हंसी-खुशी का ऐसा दौर चला 
कि सब थककर जहाँ वैंठे ये, यहीं सो गये। सुबह नींद खुलते ही झौकत के चारों ओर लड़कियाँ 
मंडराती हुई उसकी सेवा करने लगीं-एक सोने की सुराही में पानी लेकर आयी , दूसरी ने 
उसके हाथों पर पानो डाला , तीसरी ने मुलायम सफ़ेद तौलियों स्े उसके हाथ और मुंह पोंछे। 
इसके बाद नाकइले का घुलावा माया। तरह-तरह के पकवान परोसे गये। सब पकवान इसने 
स्वादिष्ट थे कि शौकत ने मत-हो-सन स्वीकार किया: 

“ थे सब्र लाजवाब हैं मौर इस तरह का खाना तो मैंने कभी अपने पिता के महल में भी 
नहीं खाया था! " 

इसके अलावा उसके चारों ओर सुंदर लरड़कियाँ भी बैठी थीं, जिनकी वजह से उसे खाने 
और पीने में पहले से भी ज्यादा आनंद बा रहा था। 

नावते के बाद बूढ़े, उसकी पत्नी और खूबसूरत लड़कियों ने ज्ाहजावे को बाग्म में टहसने 
के लिए कहा। सब दरवाड़े में से साथ निकलकर बाग में भुसे। बाग़ इतना सुंदर था कि किसी 
भी आदमी का दिल छुदा हो जाये। चारों तरफ़ तरह-तरह के फूलों की मादक सुगंध व्याप्त 
थी, चिड़ियाँ चहक रही थीं, फूलों की सुंदरता पर मोहित होकर बुलबुलें गा रही थीं। बाग 


* दुतार - एक प्रकार का उज़बेक लोगों का राष्ट्रीय बाजा। 
**+ प्रिजाक - एक प्रकार का वायोलिन। 


443 


की खूबसूरती से सम्मोहित हुए शाहजादे को वहाँ काफ़ो देर तक घुमाया गया। दोपहर भी न 
जाने कब बीत गयी। खबर मिली कि खाना भी तैयार है। बाग से सब लोग साथ निकले और 
फिर दावत शुरू हो गयी। हंसी-खुशो में पता मी न चला कि कब शाम हो गयी और छ्षाम की 
दावत मी शुरू हों गयी। इस यार भी लड़कियों ने इतने आकर्षक ढंग से साज़ बजाये, नाच 
दिखाये और गाने गाये कि ने दिल के तारों को छूकर आदचर्यजनक सपने जग्राते रहे। दावत 
काफ़ी रात गये तक चलती रही और जो जहाँ भैठा था, वहीं सो गया। सुबह हुई। शाहजाबा 
हाथ-मुंह धोकर तैयार हो गया। सब लोग नाइता करने बैठे। बूढ़े ने नाश्ते के बाद सब लड़कियों 
को कुछ-त-कुछ काम सताकर यहाँ से जाहर भेज दिया। दस्तरखान के सामने अब केवल तीन 
आदमी थे - बूढ़ा , उसकी पत्नो और शौकत। बूढ़ा शौकत की ओर देखकर बोला: 

“हमारे प्यारे मेहमान, आपको हमारे यहाँ आये दो दिन हो चुके हैं। आपके आगे के 
पहले ही दिन आपसे यह पूछना कि आप कौन हैं और कहां से आये हैं, हमारे लिए एक अच्छी 
बात न होती। जहां तक हम सोचते हैं, अब आप अच्छी तरह आराम कर चुके हैं। इस लिए 
हम आपसे अपने बारे में बताने की प्रार्थना करते हैं।" 

शाहजादे को अब तक प्रूरा विश्वास हो चुका था कि यह आदमी बहुत ही नेक और 
मेहमाननवाज़ है, इस लिए वह उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। 

इसी बीच सामने के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके खुलते ही चारों ओर प्रकाश की 
तेज किरणें फैल गयीं। पर यह. प्रकाश नहीं था, बल्कि सूरज के समान दमकते चेहरेवाली 
एक सोलह बरस की लड़की थी। उसकी आँखें काली थीं, खूबसूरत पतली भौंहें कमान की 
तरह तनी हुई थीं, घुंघराले बालों की लंबी चोटियाँ उसकी एड़ियाँ छू रही थीं, होंठ गुलाबी 
थे, गाल अनाटों जैसे लाल थे और दाँत मोतियों को तरह चमक रहे थे। वह जन्नत की पतली 
कमरवालो परी की तरह खिलखिलाती हुई, ज्ञाहज्ादे पर एक शरारतभरी नज़र डालकर, 
जिम्न॒ दरवाज्ञे में से आयो थो, उसी में ग्रायव हो गयी। बूढ़े ने हंसते हुए उसको उंगली से 
धमकी दी और स्लेहपूर्ण स्वर में बोला: “सु बड़ी नटश्ट है!” 

उस लड़की को देखते ही शञाहजादा उस पर मोहित हो गया। अचानक उसकी कहानी की 
कड़ी बीच में ही टूट गयी. सोचने-समभने को शक्ति जाती रही और कुछ क्षण के लिए शब्द 
उसके मुंह में ही अटके रह गये। अंत में बूढ़े को कहना ही पड़ा: 

“ अच्छा , शौकतबेग,, अपनी कहानी आगे सुनाइये ... 

शाहज़ादा अपनी घबराहट छुपा न पाया, पर किसी तरह अपने पर काबू पाकर बोला: 

“ हिरण की खोज में मैं जंगल में चुसा और शाम हुए तक उसे ढूंड़ता रहा, पर वह 
न॑ मिला। उस रात मैं जंगल में हो सोया और दूसरे दिन काफ़ी देर तक भटकने के बाद ही 
जंगल से निकलकर सरकढ़ों के भुरमुट में पहुँचा। अब तक हैँ अच्छो तरह समझ गया था कि 
हिरण मेरी पकड़ में न आ सकेगा , इस लिए मैंने वापस लौटने का फ़ैसला किया। पर लौटता 
कैसे ? में रास्ता भूल चुका था। मैं इधर-उघर भटकता रास्ता लोजता हुआ आपके यहाँ आ 


पहुँचा। 


क्व 


उसी क्षण वही दरवाज़ा फिर से खुला और उसमें से वही अहितीय सुंदरी हवा के कोंके 
की तरह भागकर निकली। उसकी खिलखिलाहट ज्ञाहजादे के कानों प्रें पहाड़ो नदी के 
कलकल करते हुए पानी की तरह गूंज उठी। पर पिता के शब्द “नटखट लड़की, सू फिर आ 
गयी ! ” सुनकर वह फिर उसी दरवाजे में घुसकर ग्रायब हो गयी। शाहजादा उस लड़की को 
बेखते ही फिर होश लो बैठा । होश में आने पर यह बूढ़े आदमी से बोला: 

“अब तो आप जान ही गये हैं कि मैं कौन हूँ, अब आप अपने बारे में मुझे बताइये।” 

“ हम अपने बारे में आपको फभी भी बता सकते हैं, पर इस बग्त तो हमें थोड़ी देर दिल 
बहला लेना ्ञाहिए, ” बूढ़े ने जवाब दिया। उसमे लड़कियों को बुलाया और सब उसी बाग 
में घूमने निकल पड़े। पहली बार लड़कियों के साथ घूमते समय शाहज़ादा हंसता-बोलता , 
मजाक करता रहा था, पर इस बार यह बहुत व्याकुल और उदास दिखाई दे रहा था। लड़कियों 
ने शाहज़ादे में यह परिवर्तन देखकर उसका दिल बहलामे की कोणिश .की। वे उसे अपने मनोहर 
साच्र दिखाने लगीं और बड़े प्यार से बातें करने लगीं। पर साफ़ दिखाई दे रहा था कि शाहज़ावे 
का मन कहीं और था। यह एकांत की छोज में था और इस हंसी-खुशी के वातावरण में हिस्सा 
लेते हुए भी बीच-बीच में कुछ क्षणों के लिए उदास और चुप हो उठता था। उसी सोलह वरस 
की लड़की ने उसका दिल चुरा लिया या। 

एक बार शञाहजादे ने बड़े आग्रहपूर्वक बूढ़े से कहा: 

“ अब मेरे छ्याल में यह बत्ताने का समय आ गया है कि आप कौन हैं और क्यों ऐसी 
एकांत जगह में रह रहे हैं? ” 

बूढ़े ने ठालने की बहुत कोशिश की, पर ज्ञाहज़ादे ने भी जिंद कर ली। तब बूढ़ा अपना 
किस्सा सुनाने लगा: 

“ मैं हिरात शहर का रहनेवाला हूँ। मेरे पिता बहुत बड़े सौदागर थे। उनके पास ऊंट 
ही कई हजार थे। उन ऊंटों पर माल लादकर हिरात से दूसरे कहरों में ले जाकर बेचा जाता 
था और वहाँ से माल खरीदकर हिरात लाया जाता था। मेरे पिता बूढ़े हो गये। एक विन वे 
मुझे बुलाकर बोले: 

“बेटे सादिक ! तुम जवान हो गये हो और समभदार भी। कोई भी काम ऐसा नहीं रहा, 
जो तुम नहीं कर सकते हो। अब पैं बूढ़ा हो गया हूँ और कारवाँ के साथ दूसरे शहरों 
और देशों में नहों जा सकता। अब यह ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम दूसरे शहरों और 
वेक्षों में जाकर हमारी दौलत बढ़ाओ।' 

मैं पिता की बात सुनकर आवरपूर्वक बोला: 

“पिता जी, जैसा आप चाहेंगे, वैसा ही करूँगा। मैं दिल लगाकर यह काम करूँगा और 
आप मुझ पर भरोसा रख सकते हैं। मैं आपकी इच्छा पूरी करमे में कोई क़सर महीं छोड़ंगा। 

कुछ हो दिनों बाद हमारे शहर से कई कारवां हिन्दुस्तान के लिए रवाना होनेयाले थे। 
मेरे पिता ने मेरे लिए एक हज़ार ऊंटों पर माल खदवा दिया। मैं जानता था कि हिन्दुस्तान 
के लोगों में उन चीज़ों की बड़ी मांग थी। हर ऊंट पर माल लादकर , ऊपर से रेशमी या जरो 


45 


की चादर डाल दी गयी थी। आखिर हम लोग रवाना हुए। मैं कमी घोड़े पर सयार होता , 
कभी ऊंट पर और कभी-कभी पैदल भी चलता। कई गाँव और जहर पार करने के 
बाद रेगिस्तान शुरू हुआ। रेगिस्तान की तपती रेत में हम कई दिनों तक चलते रहे। अंत में 
हम हिन्दुस्तान के एक बड़े दाहर में पहुँचे। सारे काफ़िले सरायों में ठहरे। मैं सराय के एक छोटे- 
से कमरे में ठहूरा। वूसरे दिन उस शाहर के सौदागर लोग हमारा माल देखने आये और मोल- 
भाव करने लगे। हमारा सारा माल उन्हें अच्छा लगा, उसकी बहुत मांग थी और वह हाथों 
हाथ बिकने लगा। शाम हो गभी। खाने के बाद हम सौदागर दोस्तों के साथ अपने कमरे में 
इकट्ठे होकर काफ़ी देर तक गपक्षप करते रहे। दोस्तों के जाने फे बाद मैं सो गया। सुबह उठकर 
मैंने हाथ-मुंह घोये और मसजिद गया। नमाज़ के बाद लोग उठकर बाहर भागने लगे। सबके 
साथ मैं भी बाहर निकला। मैं यह देखकर हैरत में पढ़ गया कि सारा रास्ता सोगों की औड़ 
से भरा है। मुझे लगा कि अब एक भी आदमी किसी तरह यहाँ से निकस नहीं पायेगा। 

मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, पर भीड़ का अंत हो नज़र नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी 
देर पक सबके साथ चलता रहा और अंत में मैंने देखा - सब शहर के बाहर एक बड़े वरवाजे 
की ओर भागे जा रहे हैं। 

दरवाजे के दोनों ओर खौफ़नाक चेहरे बौर बड़ी-बड़ी मूंछोंवाले हथियारबंद पहुरेदार घड़े 
थे। भीड़ के साथ-साथ मैं भी दरवाज़े में घुसा । अंदर पहुँचने पर एक बड़ा मैदान दिखाई दिया, 
जिसके तीन ओर अंगल था और चौथो ओर लंबी और ऊंम्री दीवार थी » जिसके सहारे-सहारे 
घुड़सवार खड़े थे। हर घोड़े पर अठारह-उन्नोस वर्ष के अत्यन्त सुंदर जवान बैठे थे, जिनपर 
जरी और रेशम की एक-सी पोशाक खूब फब रही थी। सबसे आगे सबसे ऊंचे और सुंदर तगढ़े 
घोड़े पर एक अठारह वरस का नौजयान सवार था। नौजवान जरी के काम की पोज्ञाक और 
लाल रंग का पतलून पहने था, उसकी कमर में सोने की पेटी बंधी थी और सिर पर सोने का 
ताज था। सुगठित बदन, काली-काली ऑँबें, भौहें और सेब जैसे लाल गाल। वह नौजवान 
वास्तय में बहुत ही आकर्षक था। 

लोग काफ़ी देर तक आकर मैदान में जप्ता होते रहे। आजिर भैदान पूरा भर गया। मैंने 
अपनी ज़िंदगी में एक ही जगह में इतने लोगों को इनद्ठे होते हुए कभी नहीं देखा था। सबकी 
नजरें लाल कपड़े पहने और सबसे आगेवाले सुंबर घोड़े पर सवार नौजवान पर टिकी थीं। 

भीड़ में सब लोगों के चेहरों पर मायूसी छायी हुई थो। फोई बोला, ' हाय, कितना 
सुंदर नौजवान है! कितने अफ़सोस की बात है! ' भीड़ में से और बहुत-से लोग भी अफ़सोस 
जाहिर करते हुए बोल उठे: “हाय, कितना सुंदर नौजवान है! कया यह बेचारा भी मारा 
जायेगा ? ” बहुत-से बूढ़े और बुढ़ियाएं नौजवान को वेख-देखकर रोने लगे। मैंने लोगों के उदास 
चेहरों और अफ़सोसभरी आवाज्ों से महसूस कर लिया कि जहूर कोई बुरी और दर्दनाक घटना 
होनेवालो है। कुछ देर बाद लाल फपड़े पहने यह सुंबर नौजवान अपने घोड़े पर कुछ आगे 
बढ़ा और दो खंभों के पास पहुँचकर रूक गया, जिनके बीच में एक बहुत बड़ा नगाड़ा लटका 
हुआ था। नौजवान ने खंभे से लटका हंका उठाकर तीन-चार चोटें नग्राड़े पर मारीं। नग्ाड़ा 


446 


बजते हो कुछ घुड़सवार इधर-उधर सरक गये और दीवार में दो छोटे दरवाज़े नज़र आयें। 
एक छोटे दरवाजे के ऊपर की दीवार पर आदमियों के कटे सिर टंगे हुए थे। नगाड़ा बजने 
हो उस दरवाजे का फाटक पूरा खुल गया और उसमें से उन्नोंस-बोस बरस की दस छूबसूरत 
लड़कियां मुस्कराती हुई भागकर बाहर निकलीं। वे बड़े नग़ाडे के पास पहुँचीं और सुदर नौजवान 
को अपने साथ ले गयीं। दरवाज़ा तुरंत बंद हो गया। पता नहीं क्यों उसी वक्‍त लोगों 
में घबराहुट फैलमे लगी। लोग डरे-डरे-ये एक दूसरे से फुसफुसाकर बातें करने खगे। इसके बाद 
उसी दीवार के पीछे से कहीं से तुरही और छहनाई यजने की आवाज़ आयी और दरवाज़ा 
खुल गया। एक डरावने और क्र चेहरेवाला आदमी बाहर आया . जिसके सारे कपड़ों पर खून 
के बड़े-बड़े धसम्बे पड़े थे। उसके दायें हाथ में खून में सनी तलवार थी और वायें हाथ में क्रात 
से लटका, थोड़ी वेर पहले अंदर घुसे, उसी नौजवान का सिर थ्रा। उसने कटा सिर उठाकर खोगों 
को दिखाया और दीवार में पहले से टंगे सिरों की क़तार में उसे भो कील से गाड़ दिया। 

बहुत-से लोग फूट-फूटकर रोने लगे। कुछ हाय-हाय करते हुए ज़मीन गर गिर पड़े। चारों 
ओर से * हाय , कितना सुंदर नौजवान मारा गया! ' की दर्झभरी आवाज़ें ही सुनाई पड़ने 
नलगीं। जललाद चला गया और दरवाज़ा फ़ौरन बंद हो गया। इसके बाद लोग अपने आँसू 
पोंछते और आहें भरते वापस लौटने लगे। 

अगले दिन तक मेरे साथियों ने अपना सारा माल बेच दिया था। अब हमें वहाँ से माल 
खरीदना था। एक बार जब मैं बाज़ार में घूम रहा था. तो मैंने एक बुड़िया को एक पोटलो 
लिये बैठे देखा। पत्ता नहीं क्‍यों उस बुढ़िया ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। मैने उसके 
पास जाकर पूछा कि उसकी पोटली में क्या है और क्या वह उसे बेचना चाहती है। 

“हाँ, बेच दूंगी, अगर दस हज़ार अज्षरफ्रियाँ दोगे तो. बुद्धिया ने मुझे जवाब दिया। 

'* पर इस पोटली में ऐसी क्या चीज है? ' मैंने पूछा। 

* इसके बिकने तक खरीददार के लिए यह एक राज़ ही रहेगा। क़ोमत इसकी दस हजार 
अक्षरफ़ियाँ जो है। खरीदने पर अगर धर ले जाकर देख्ोगे, तो शायद इस पोटली की मदद 
से तुम्हारी सक़दीर खुल जाये ...' बुढ़िया ने ऐसा रहस्यपूर्ण जवाब दिया। 

मैंने उसकी बात में आकर दस हज़ार अशरफ़ियाँ दे दीं और पोटली लेकर अपने कमरे 
में आ गया। मैने पोटलो खोली, तो उसमें औरतों की एक पोझाक पायी। पर पोजञाक थी 
लाजवाय! सोने और चाँदी के सिक्कों से बनी थी और वास्तव में बहुत ही सुंदर थी। मुझे 
विश्वास नहों हुआ कि दुनिया का कोई दर्ज़ इतनी सुंदर पोक्लाक सो सकता है। पोशाक को 
उलट-पुलटकर देखते समय मुझे उसके सीने पर सोने के तादों से बनी एक लड़को को तस्वीर 
दिखाई दी, जिसके नीचे 'शाहज़ादी माहेमितारा' कड़ा हुआ था। हाय, अल्लाह , तुम्हें क्या 
बताऊं यह चेहरा कितना चूबसमूरत था! मैं उसको खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं कर 
झकता ... मुझे फ़ौरन नशा-सां चढ़ गया और मैं बेहोश हो गया। 

होश आने पर मैंने जब आंखें खोलीं . तो अपने को क़ाफ़िले के लोगों से घिरा पाया, उन 
सबके चेहरों पर चिंता ऋलक रही थी। मेरी आंखें खुलते ही उनमें से एक चिल्ला उठा: 


वा 


* इसने आँखें खोल दो ! होझ में आ गया! या, अल्लाह , यह जिंदा है! ' 

बाद में मुझे पता चला कि पहले पुभे उन्होंने सोता समकऋकर जगाना ठीक नहीं समभझा। 
फिर उन्होंने सोजा कि क्षायद मैं अब तक अच्छी तरह सो चुका हैं, इस लिए वे मुझे जगाने 
छगे। उन्होंने मेरे चेहरे पर पानी के छीटे भी मारे, पर उसका मुझे पर कोई असर नहीं हुआ। 
तीन दिन बाद जब मुझे होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। 
मैं कुछ देर सक सीन विन पहले जो कुछ हुआ था याद करता हुआ चुप रहा और फ़िर अपने 
दिल की असली हालत उन्हें न. मालूम पड़े, इस लिए बोला: 

* मैं बहुत देर तक शपती धूप में घूमता रहा था, शापद यह उसी का असर है।' 

प्रेरे साथी मुझे होगा में आया देखकर खुशी-खुशी अपनी-अपनी कोठरियों में लौट गये। 
पर फिर मेरी हुछा सुंदरी माहेसितारा का चेहरा एक बार और देख लेने की हुई। मैने वह 
प्रोष्ाक निकासी और माहेसितारा के चेहरे पर नज़र पड़ते ही फिर ब्रेहोश हो गया। हस बार 
भी मैं तीन दिन और तौन रात तक बेहोश रहा। होश आया , तो पैंने देखा - पेरे साथी पहले 
की तरह घिंता में डूबे मेरे सिरहाने खड़े हैं। इस बार भो पैने उन्हें असली कारण तहीं बताया। 
मेरे साथ आये हुए क़ाफ़िले के सौदागर यहाँ से पाल छरीदकर वापस लौटने की तैयारी कर 
रहे थे। वे लोग मेरे पास बार-बार आकर युभे भी अल्दी करने के लिए कहने लगे। पर मुझे 
अब किसी तरह की दौलत की जछूरत नहीं रह गयी थी, पुओे सपनों में और वैसे भी सिर्फ़ 
शाहजादी माहेसितारा हो दिखाई देती थो। कुछ दिन और बोते। मेरे साथी पूरी तैयारी करके 
दूसरे दिन सुबह वहाँ से रवाना होने के बारे में मुझते इजाउत लेने आये। उस समय मैं पीला 
पड़ा और कमज़ोर हुआ अपनी कोठरो में लेटे-लेटे झाहडादी माहेसितारा के बारे में सोच रहा 
था। मेरे दोस्त आकर पूछने लगे: 

* कल दिन निकलने के पहले हो हम लोगों को यहाँ से चल पड़ना चाहिए या नहीं? 

* आप लोग रवाना हो जाइये और पं यहीं ठहूंगा ! ” मैने उन्हें ज़वाब दिया। 

दोस्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे पुभसे मेरे एके रहते का कारण पूछने लगे। लेकित 
मैं चुप रहा। तब उनमें से एक मे बाकी सबको बाहुर भेज दिया और गहरी सहानुभूति के 
साथ मुभसे मेरे रुकने का कारण पूछने लगा। उस आवमी की नेकनीयती मेरे दिल को छू 
गयी और मैंने उसे पूरा क्रिस्सा सुना दिया। अपनी बात समाप्त करते हुए नि कहा: 

* मैने भी प्राहेसितारा के महल प्रें जाने और उसकी सारी शर्तें पूरी करने का निएणय किया है।' 

मेरी बात ध्यान से घुषकर वह सम्रकदार आदमी बोला: 

“अरे, मेरे भाई! तुम और मैं भले ही कितने ही बढ़े सौदागर क्यों न हों, पर हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि हम परदेस में हैं। हमें सही-सलामत अपने देश लौटना चाहिए। तुम 
प्राहेसितारा का विचार तज दो! हस ह्यूबसूरत और निर्दयों श्ाहज्ादी के कारनापों के बारे 
में हम लोग भी सुन चुके हैं। उसके प्यार में पागल हुए नौजवान उसकी कोई भी कर्त पूरी 
नहीं कर पाते हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं। मैं नहों चाहता कि तुम भी उसके शिकार 
बनो। होश में आओ !! 


॥48 


* अगर मेरे सौ सिर होते , तो भी मैं उन्हें माहेसितारा के लिए कटवा देता। मैं उसकी 
सारी शर्ते पूरी कर सकूं या नहीं, पर मैं मरने से पहले उसे एक नजर देखना जछूर चाहता 
हूँ... मैं हर बात के लिए तैयार हूँ! ” मैंने जवाब दिया। 

यह दुनिया देखा हुआ आदमी मुझे फिर समझाने और अपने साथ जाने के लिए मनाने 
जगा और जब उसने देखा कि उसकी सलाह का मुझ पर कोई अमर नहीं हो रहा है, तो बोला: 

* माना तुम्हें दौलत और अपने ऊंटों की कोई फ़िक्र नहीं है, पर कम-से-क् तुम्हें अपने 
लोगों के बारे में तो सोचना चाहिए , जो तुम्हारे हाथों में अपनी क्रिस्मत सौंपकर तुम्हारे साथ 
इतनी दूर आये हैं। इस लिए मैं तुमसे एक बार और कहता हूँ - जल्‍दी से जल्दी यहाँ से माल 
खरीदों और हमारे साथ चलने की तैयारी करो। इसके अलाया अपने पिता का भी ख्याल 
करो , जिनकी तुम बहुत इयज़त करते हो और जिन्हें प्यार करते हो। माल बेचने के बाव पैसे 
उन्हें दे दो। फिर तुम अपनो माहेसितारा के प्यार में पागल होकर अपना सिर कठाने लौट 
सकते हो... हि 

अपने दोस्‍त की सलाह से मुझे होश आया और पैं उनके साथ वापस सौट चलने को तैयार 
हो गया। उस नेक आदमी ने बाक़ी सौदागरों को दो दिन और ठहरने के लिए मना लिया, 
जिससे कि मैं ज़रूरी माल खरीद सकूं और सफ़र की तैयारी कर सकूं। कई दिनों के सफ़र के 
बाद हम फिर उसी रेगिस्तान में पहुँचे। बहुत ज्यादा घक जाने के कारण हम लोगों को रफ्तार 
बहुत धीमी रही और हम अक्सर बीच-बीच में रुकते हुए चलने लगे। एक रात को बहुत तेज 
आँधी चलने लगी और हर चीज़ रेत से ढक गयी। काफ़िला एक गया , ऊंटवानों ने टटोल- 
टटटोलकर ऊंटों पर से माल उतार लिये। फिर हम सब, जो भिल्रा, उससे अपने सिर ढककर 
लेट गये। साँस लेना द्रमर हो गया था। तृूफ़ान और ज़्यादा तेज होता जा रहा था , हमें लग 
रहा था कि रेत हमारे पैरों के नीचे से उड़ी चली जा रही है। हम सब जानते थे कि अब 
जफ़ान रेत उड़ाकर टीलों से हमारा सारा रास्ता ढक देगा। इन रास्तों से पहले भी सफ़र 
कर चुके ऊंटवान घबराये हुए आपस में सलाह-मश्विरा करने लगे। उन्हें डर था कि बगूले 
हमें भी अपने साथ उड़ा ते जायेंगे। अचानक कहों दूर से चीखने-चिल्लाने को एक खौफ़नाक 
आयाज़ सुनाई दो। हम समझ गये कि अब रेत का बगूला आसमान में लंबी मीनार जितनी 
ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है। उसी क्षण यह बगूला हमारे पास से गुजरा और मुझे अपने 
साथ घसीटता हुआ न जाने कहां ले गया ... मैं बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया, तो 
मैंने देखा - मैं बाग़ में इस चबूतरे पर लेटा हूँ और मुझे चारों ओर से खूबसूरत लड़कियां घेरे 
खड़ी हैं। मैंने पहले तो सोचा कि सुंदर लडकियों के रूप में मुझे बुरी रूहों ने घेर लिया है, 
घर अचानक उनमें से एक मुभसे बोलीः 

“ आय हमसे बिलकुल भी मत डरिये, छड़े हो जाइये , हाथ-मुंह धो लीजिये। 

मैं दिल में डरते-डरते खड़ा हुआ। लड़कियों ने मेरे हाथ , पैर , मुंह घुलवाने में मेरी मदद 
को और मुझे सफ़ेद कपड़े पहनाकर अकेला छोड़ गयी। थोही देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत 
लड़की मुस्कराती हुई आयी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोने की कुर्सी पर बिठा दिया। 


349 


वह मेरा विश्वास पाने के लिए बड़े मधुर स्वर में बातें करती रही। पर मैं डर और घबराहट 
के मारे कुछ सम नहीं पा रहा वा कि में कहां आ पहुंचा हूं। गुरू में मैं कुछ बोल न पाया , 
पर किसी तरह अपने पर क़ाबू पाकर मैंने उससे पूछा: 

'मं कहां हूँ?” 

वह लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरे पास आ छड़ी हुईं। मैं उसकी वृष्टि से 
सम्मोहित-सा हुआ उठ छड़ा हुआ। उसने मेरा सिर अपने सीने पर रख विया और कोमल हाथों 
में मेरा चेहरा सहलाते हुए बोलो: 

'ऐ, खूबसूरत नौजवान! मैं परियों के देश की सुंदरी हूँ। मेरा नाम सनोबर है। मेरी 
एक गलती के कारण परियों की रानी ने मुझे अपने देश से निकालकर यहाँ भेज दिया था। 
मुझे अब यहाँ साठ साल बिताने है। मेरे लिए यह घर परियों की रानी ने हो बनवाया है। 
और ये सब लड़कियाँ, जिन्हें सुम देख रहे हो, मेरी सेवा करती हैं। अपनी रामी की आजा 
के अनुसार मैं कोई भी आदमी बूंढकर उसके साथ ज्ञादी कर सकती हूँ। प्रेरे यहाँ आने के दिन 
से ही मैंने हर जगह ढूंढ़ा, पर अपने मनपसंद आदमी को अभी तक ढूंढ नहीं पायी हूैँ। आज , 
जब हम लोग रेगिस्तान के ऊपर उड़ती हुई जा रहो थीं, तो मैंने तुम्हें देखा और रेत का 
बगूला बनकर तुम्हें यहाँ ले आयी। तुम्हारा सामान और दौलत , जो रेगिस्तान में पड़ी रह 
गयी है, तुम उसकी कोई फ़िक्र मत करों। तुम्हारे साथी सारा सामान ले जाकर तुम्हारे पिता 
को दे देंगे। हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्‍योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा दौलत है। मेरी 
सारी वात्तों का मतलब केवल यही है कि तुम्हें मुकसे शादी करनी होगी। हम दोनों पति-पत्नी 
की तरह यहाँ सुख-चैन से जियेगे।' 

लड़की की यह बात सुनकर मैंने अपने आप पर नियंत्रण किया., मेरी हिम्पत बढ़ी और 
मैंने सोचा: 

“अब मुझे क्‍या करना चाहिए? 

लड़की मुझसे लिपट गयी, मैं समक गया था कि यह किसी भी क़ीमत पर मुभसे अपनी 
बात मनवाना चाहती है। सारी परिस्थितियों को ध्याम में रखते हुए मैं मन ही मन कहता 
रहा: 

हाँ, मैं माहेसितारा को प्यार करता हूँ। सिर्फ़ उसी के सपनों में डूबा रहता हूँ, पर अब 
उसके पास लौटकर जाना अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना होगा। अगर मेरी तकवीर अच्छी 
निकली , तो सब ठीक हो जायेगा. और अगर नहीं तो मैं सर जाऊंगा। पूनम के चाँद-सी सुंबर 
'परी इस समय मेरे पास है, वह किसी बादशाह की भी किस्मत बना सकती है। इतनी दूर और 
हाथ न आनेयाली म्राहेसितारा के पास लौटने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ इस परी के साथ 
सुख-चैन से रहूं।' 

मैंने सुंदरी का प्रस्ताव स्वीकार किया। वह बहुत खुदा हुई और यह खुशखबरी अपनी 
सहेलियों को सुनाने चली गयी। 

पहले दिन उन्होंने सबसे प्यारे मेहमान की तरह मेरा स्वागत किया , खूब खिलाया-पिलाया। 


50 


दूसरे दिन मेरी और सनोबर की ज्ञादी हो गयी। झ्ञादी के बाद हमारा जीवन सुख-चैन से 
बोतने लगा। तब से मैं यही रह रहा हूँ।” उसने अपने पास बैठी हुई खूबसूरत औरत की ओर 
इबाहटा करते हुए कहा कि यही यह सनोबर है। और उस औरत ने भी मुस्कराकर नजरें भुका 
लीं। बूढ़ा बोला: 

“हमारी एक ही बेटी है! ” 

उसी क्षण वही दरवाज़ा खुला और फिर वही सोलह साल की सुंदरी पहले को तरह 
खिलखिलाती , मुस्करातो हुई निकलो और तुरंत गायब हो गयी। बूढ़ा उसके जाते-जाते बड़े 
ध्यारभरे स्थर में बोला: 

“ यही मेरी लड़की है। बहुत ही खुदामिज़्ाज और नटलट है। अल्लाह ने इसे सारी लूबियाँ 
दी हैं। अगर यह चाहे, तो फूल बन सकती है, चाहे तो उसी फूल पर गातो-चहकतो बुलबुल 
भो। कभी यह कबूसर बनकर आसमान में उड़ने सगती है, कभो सछली की तरह नदियों में 
सैरने लगती है। पर अक्सर यह हिरनी के रूप में पहाड़ों और जंगलों में कूलाँचें भरती है। 
शिकार के समय आपको जो हिरन दिखाई दिया था, वह मेरी बेटो ही थी। उसको आपसे 
व्यार हो गया है, इस लिए यह आपको यहाँ खींच लायी है। यहाँ से आपका शहर करोब 
रेढ़ महीने के सफ़र की दूरी पर है।” 

बही लड़की फिर बाहर आयी और इस बार शौकत ने ज्र्माकर बाँखें झुका लीं। लड़की 
के पिता ने उसे प्यारभरे स्वर में भिड़कते हुए कहा: 

“तू बड़ी नटखट है! तूने बेकार ही इस बेचारे नौजवान को तंग किया, तू इसको सीधे 
यहाँ ला सकती थी! 

लड़की फ़ौरन यहां से भाग गयी। बूढ़ा शौकत से बोला: 

“ बेटे , तुम्हारी तक़दीर में यहां आना बदा था। हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारी बेटी 
से शादी करके हमारे दामाद बन जाओ। हम सब यहाँ सुख-चैन से रहने लगेंगे! ” 

यूठे की जिंदगी की कहानी और उसकी आपबीती सुनकर ऋौकत मन-ही-मन उसकी प्रशंसा 
कर उठा। उसे इस बात पर भौ बहुत खुशी हो रही थो कि बूढ़े की सुंदर बेटी उसपर मुग्ध 
होकर , हिरन का रूप घारण करके खुद ही उसे यहाँ ख्रींव साथी। पर फिर भी उसने बूढ़े 
के सुझाव पर अपनी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 

उसी वक्‍त लड़कियों ने आकर कहा कि खाना तैयार है। झाहज़ादा, बूढ़ा , उसकी पत्नी 
सनोबर और सब लड़कियों साथ खाना खाने बैठे। बूढ़े ने एक लड़की से कहा: 

“ सब्यारा से जाकर कहो कि वह अपने होनेवाले पति से शरमाये नहीं और यहाँ भा 
जाये! ” 

सनोबर ने टोका : 

“ नहीं , इसकी कोई जरूरत नहीं, यह बेचारी फिर भी शरमायेगी |! " 

शाहज़ादे को बूढ़े की पत्नी की बात पर मन-ही-मन गुस्सा आने लगा। उसे इच्छा हुई 
कि वह किसी लड़की से कह दे: 


॥5! 


“जाओ, उसे यहाँ ले बाओ! ” 

पर ऐसा करना अनुचित था इस लिए वह चुप रहा। इतने में एक लड़की ने हिम्मत फरके 
उसके मन की बात कह ही दी: 

“ हमें चाहिए कि हम उसका संकोच दूर करने में उसकी मदद करें। बह भी आकर हमारे 
साथ बैठे। उसे यहाँ ले ही आना चाहिए! ” 

जिस दरवाड़े में से वह सुंदरी कई बार भागती हुई निकली थी, वह दूसरे आंगन के 
बगीचे में खुसता था, जो बाहरवाले ऑगन से छोटा तो था, पर उससे बहुत फ्यावा सुन्दर 
था। इस आँगन में “हिरनी”, सुंदरी सय्यारा के लिए एक भव्य महल बनवाया गया था। 
वह उसमें रहतो थी और अपनी सश्चियों और दासियों के साथ हंसो-मज़ाक़ करती रहती थी। 
उस छड़की ने सय्यारा को सब के साथ आकर खाना खाने के लिए कहा। “हिरनी ” सुंदरो 
बोलो कि उसे शर्म आती है. इस लिए वह नहीं आयेगी। दूसरी लड़कियाँ उसे मनाने लगीं, 
अंस में वह मान गयी और दरवाज़े की ओर बढ़ी। उस समय सब लोग आँगन में बैठे खाना 
खाते हुए आपस में जोर-झोर से बातें कर रहे थे, केवल शाहज़ावा हो “हिरनी ' सुंदरी के 
बारे में सोच रहा था और बार-बार उसकी नज़र दरवाजे की ओर उठ जाती थी। सय्यारा 
जर्म से लाल हुई. सिर भुकाये और इतनी सकुचाती हुई उनकी तरफ़ आ रही थी, जैसे उसका 
बस चला, तो वह कबूतर बनकर बहाँ से आसमान में उड़ जाये। किसी तरह बह जशाहजादे 
के पास तक पहुँची। 

/ सलाम ! ” उसने सकूचाते हुए कहा और दूसरी लड़कियों के वीच में बैठ गयी। तरह- 
तरह के पकवान परोसे जाने लगे और सब बड़े मज़े से खाने लगे। वह क्षण शाहजादे को इतना 
मधुर प्रतीत हो रहा था, मानो उसके साथ प्रकृति भी खुण होकर कह रही हो : 

“बधाई हो! 

लगता था जैसे बुलबुलें, तोते , फाख््ताएँ भी घुशी से शादी के गीत गाने-चहकने लगे थे । 
खुशी का यह वातावरण ज्ाहज़ादे और सस्यारा पर भी अपना असर द्विखाने लगा और थे लोग 
एक दूसरे से नजरें लड़ाते हुए कल्पना में मधुर एवं प्रगाढ चुंबन लेने लगे। खाने के वाद सय्यारा 
ने आँखों ही आँखों में गाहुआदे से विदा ली और अपने पहल में लौट गयी। परी सनोबर भी 
शाहज़ादे और सस्यारा के बीक्ष बढ़ते प्रेमपूर्ण संबंधों को देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्‍न हुई। 
बूढ़ा और शाहज़ादा बैठे आपस में वातचीत करते रहे। शाहजादे ने बूढ़े से पूछा: 

“आपने उस पोदाक का क्या किया? " 

“मैंने उसे संभालकर रखा है।" बूढ़े ने जवाब दिया। 

तब शाहज़ादे ने कम-से-कम एक नज़र उस पोशाक को देख लेने की इच्छा प्रकट की | 
बूढ़े ने अपनी पत्नी सनोबर की ओर देखा, जिसने होंठ भीचकर और भौंहों के इशारे से इसके 
लिए मना किया। 

” बेटे , तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम्र उस पोशाक को न देखो! " बूढ़ा बोला। 

शाहज़ादा उनके यहाँ कई द्विनो तक रहा। वह रोज़ सय्यारा को सहेलियों के साथ मिलता 


452 


रहा और सय्यारा से तो वह एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हुआ। चाँद-सी सुंदर सय्यारा 
की मीठी-मीठी बातों और उसके मले व्यवहार ने शाहज़ादे को इत्तना सम्मोहित कर लिया 
था कि यह स्वयं मी सय्यारा के साथ अपना भावी जीवन किताने के लिए तैयार हो गया। 
बूढ़े और उसकी पत्नी को भी इस बारे में अब कोई संदेह नहीं रह गया था, इस लिए वे 
शादी 'की तैयारियों में लग गये। एक बार सनोबर और उसकी सहेखियाँ कबूतरों का रूप 
धारण करके आस-पास के स्थानों का भ्रमण करने उड़ गयों। बूढ़ा अकेला रह गया। शाहजादे 
मे इस मौफ़े का फ़ायदा उठाकर बूढ़े से वह पोशाक दिखाने का आप्रह किया। बूढ़े ने बहुत 
टालमदूल की, पर शाहज़ादा उसको मनाता रहा और आंत में बूढ़ा मान ही गया। बूढ़ा घर 
के अंदर से एक पोटली लेकर आया और शाहज़ादे के सामने रश्च दी। झाहजावे ने उसे फ़ौरन 
खोल डाला और वह पोशाक निकालकर देखने लगा। पोशाक वास्तव में बेशक़ीमतो थी और 
बहुत ही सुंदर ढंग से सिली हुई थी। 

“है सस्यारा को यह पोशाक पहनाकर देखूँगा.” शौकत ने अपने मन में सोचा! पोज्ञाक 
को उलट-पुलटकर देखते समय अचानक जञाहजादे की नज़र उस पोशाक के सीने के हिस्से 
बर बनी शाहज़ादी माहेसितारा की सस्वीर पर पड़ गयी। वह वास्तव में इतनी घूबसूरत थी 
कि उपस्तकी खूबसूरती के आगे सस्यारा की खूबसूरती भी शाहजादे को फ़ीकी लगने लगी। अगर 
माहेसितारा अपने तेज प्रकाश से सारे कमरे को रोशन करनेवाली मज्ञाल थी , तो सब्यारा 
उसके सामने टिमटिसाता हुआ चिराग्र लग रही थी। ज्ञाहजादे को माहेसितारा की खूबसूरती 
का इतना नशा चढ़ा कि वह बेहोश हो गया। उसे जब होश आया , तो अपने चारों ओर बूढ़े , 
उसकी पत्नी और लड़कियों के उदास चेहरे नज़र आये। उसने परी सनोबर को बूढ़े से गुस्से 
में कहते सुना: 

“ मैंने इसे यह पोशाक दिखाने को सना किया था। अब देखिये , आपने क्या कर दिया 
है?!" 

बूढ़ा फ़िक्र में डूबा लज़र आ रहा था। सबसे ज़्यादा दुशी प्तस्यारा थी, वह बेचारी तो 
रोने लगी। 

शाहजादे को आँखें खोसते देख सब बेहद खुश हुए, पर अफ़सोस , यह खुशी थोड़ी देर 
हो रह सकी.। भाखिर माहेसितारा ने शाहज़ादे का दिल हमेझा-हमेशा के लिए जीत लिया था। 
इस लिए अब उसे सय्यारा की ओर देखने तक की भी इच्छा नहीं रही थी, उसके प्रति तो वह 
इतना उदासीन हो गया कि उसके सामने ही वही पोशाक एक बार और दिखाने का हुठ करने 
लगा। अलबत्ता इस बार उसकी बात नहीं मानी गग्मी। पर इस तरह शाहज़ादे का रुख बदलना 
असभव हो चुका था। वह दुःख के सागर में खोया गुमसुम रहने लगा। उसकी यह हालत 
देखकर सब घम्ररा उठे। सबसे वड़ी ठेस बेचारी सय्यारा को 'हुँची थी। 

कुछ दिन बाद शाहजादा बूढ़े से बोला: 

“ भेरा घोड़ा मु्के दोजिये! मैं जाऊंगा ... 

बूढ़े ने एक बार फिर उसकी विनती अस्वीकार कर दी और उसे मनाने की हर कोशिश 


453 


करने लगा। सनोबर जी बहुत दुःखी थो। कई बार तो यह अपना गुस्सा रोक न पायो और 
बूढ़े को उस ग्रलती के लिए भिड़कती रही। कुछ दिन और गुज़रे। शाहज्ादा अब जाने के 
लिए पहले से मो ज्यादा उतावला हो गया था। सय्यारा ने उसका दिल बहलाने की हर कोशिश 
की, मनाती और रोती रही, पर शाहज़ादे का विल अब उसमें कहाँ रह गया था। उसके 
दिल में तो शाहजादी माहेसितारा बसी थी। एक बार शाहज़ादे ने जासे का पक्का निइ्एरय 
करके अपना घोड़ा माँगा। जब उसे थोड़ा देने के लिए ममा कर दिया गया, तो वह बोला 
कि यह बिना घोड़े के भी चला जायेगा। बूढ़ा सम गया कि अब शाहज़ादे को और स्यादा 
देर रोकना असंभव है, इस लिए उसने थोड़ा साकर उसकी लगाम शाहज़ादे के हाथ में थमा 
दी। थाहजादे ने बड़े प्यार से अपने घोड़े को थपथपाया, उस पर काठी कसी और बूढ़े से 
बोला : 

“आपने ही वह पोशाक मुझे दिखाई थो। मैं जानता कूँ कि इस पोषक की वजह से 
आप किसी समय कितनी मुसीबतें उठा चुके हैं। और इसमें मेरी कोई गलती नहीं कि शाहज़ादो 
माहेसित्तारा की तस्वीर देखते ही ये मी उसके प्यार में पागल हो गया हूँ। मुझे अब उसके 
पास जाना है। इसलिए आप कृपा करके मुझे यहाँ पहुँचने का रास्ता सम्का दीजिये।” 

बूढ़ा बोला: 

“बेटे ! तुम ज्ञायद ही वहाँ तक पहुँच सकोगे ... वह देश बहुत दूर है, रास्ते 
बहुत्त खतरनाक हैं। इस लिए मैं तुप्से एक बार फिर कहता हूँ कि तुम अपना इराद्मय बदल 
दो। 

जाहजादा अपने निई्यय पर डटा रहा: 

“ठीक है, अगर आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं बताना चाहते, तो मैं खुद हो 
ढूंढ़ लूंगा! ” 

बूढ़े ने सोचा: 

“ अगर मैं इसे महेसरितारा के देश का रास्ता नहीं बताता हूँ, तो यह किसो मुसीबत में 
पड़कर अपनी जान गंवा बैठेगा।" 

इस लिए उसने उसे हिन्दुस्तान पहुँचने का ऐसा रास्ता समझाया, जो कम खतरनाक 
था। शाहज़ादे ने मार्मिक शब्दों में बूढ़े, सनोबर और सब लड़कियों को अतिथि-सत्कार और 
उनके प्यारभरे व्ययहार के लिए धन्यवाद दिया और सफ़र पर चल पड़ा। 

वह बहुत दिसों तक चलता ही रहा। रास्ते में उसे पानो की एक बूंद भी न मिली, और 
तो और एक दिन घोड़े से भी हाथ धोना पड़ गया। 

एक विन अचानक मौसम बिगड़ गया। आकाक्ष में काले बादल छा गये, तेज हुवा चलने 
लगी और तूफ़ान आ गया। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। कुछ घंटों के बाद अंधेरा घीरे- 
प्ोरे छंटने लगा, पर अचानक दूर आसमान में रेत के चार बगूले उठते दिखाई दिये। वे 
शाहज्ादे की ओर ही बढ़ रहे ये। पेड़ों करे कुरमुट के पास आकर बगूले जादू की तरह ग़ायब 
हो गये और उनमें से चार देव निकले। हर देव का सिर वादलों को छू रहा था और उनके 


॥54 


नथने गुफ़ाओं जैसे थे, शाहजादा डर के मारे पेड़ के शिखर पर चढ़ गया। देव चश्मे के पास 
पहुँचकर आराम करने के लिए लेट गये। नौजवान , कोई आवाज़ न हो, इस लिए एक मोटी 
डाल से चिपटा बैठा रहा। अचानक एक देव बोला: 

“ आइयो , हमें किसी तरह फ़ैसला कर लेना चाहिए।” 

दूसरे देव ते टोका: 

“ मुझे तो यह असंभव-सा दिखाई देता है।” 

«क्यों? ” 

«इस लिए कि जो मैं लेता चाहता हूँ, उसे तुप्त ले सेना चाहते हों और उसी चीज को 
बाकी दोनों भी अपने लिए रखना चाहते हैं। ऐसे में हम सहमत हो ही कैसे सकते हैं? ! ” 

पहला देव कुछ देर चुप रहकर बोला: 

“ ऐसी हालत में हमें एक ऐसे निष्पक्ष आदमी की ज़रूरत है, जो हमारो दलीलें सुनकर 
खुद हमें यह कहकर बांट दे: यह तेरा है, यह दूसरे का, यह तीसरे का और यह चौथे का। 
जिसे जो दिया जाये , उसे बिना कोई विरोध किये ले लेना पड़ेगा। ” 

* यह सुझाव बाक़ी देवों को भी पसंद आया , इस लिए उनमें से एक बोला : 

“यह तो बहुत ही अच्छा सुझाव है, पर ऐसा निष्पक्ष आदमी हम कहां ढूंढ़ पायेंगे ? 

“ तेसा आदमी ढूंढ़ना बहुत ही आसान काम है, हम अभी ढूंढ लेते हैं।” और वह पेड 
के शिखर की ओर मुंह उठाकर चिल्लाया: 

“ऐ , आदमी , उत्तरकर हमारे पास आओ ! ” 

शाहजादे को काटों तो खून नहीं। देव थोड़ी देर बाद फिर बोला: 

“ हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचायेंगे। तुम उतरकर हमारा बंटवारा' कर दो, फिर 
हम सब तुम्हारी मदद करेंगे।” 

शाहज़ादा उतरत्ता तो क्या , डर के मारे उसकी जबान ही खुश्क हो गयी थो। देव इन्तज्ञार 
करते-करते ऊब गये , तो उनमें से एक ने लेटे-लेटे ही हाथ यढ़ाकर शाहजादे को पकड़ लिया 
और जमीन पर लाकर रख दिया। देयों ने उसके साथ न बुरा व्यवहार किया, न कोई धमकी 
दी, बल्कि बड़ी नम्रता से उससे बातें फरते रहे। इससे खुश होकर ज्ाहजादे ने उनसे पूछा: 

“मै आपकी क्‍या मदद कर सकता हूँ? " 

एक देव बोला: 

“ हम चार भाई हैं। हमारे पिता हमें वस्तोयत में एक टोपी , एक फ़ालीम , एक तीर-कमान 
और एक सोने की जिलमच्री छोड़ गये हैं। हम चार साल से आपस में बहस कर रहे हैं, पर 
किसी तरह इन चोज़ों को वांट नहों पा रहे हैं। इस लिए अब यह काम तुम करो! ” 

झाहजादे को बड़ा आइचर्य हुआ कि ये देव इतनी मामूली चीज़ें भी आपस में बांट नहीं 
पा रहे हैं। उसकी हैरानी देखकर एक देव बोला: ह 

“ये सब चीजें मामूली नहीं, जादुई हैं। जो यह टोपी सिर पर रखेगा, वह दूसरों को 
दिखाई नहीं देगा। और कोई अगर इस क़ालीन पर बैठकर कहे, 'उड़ो! ” तो यह क़ालीन 


355 


उसे उड़ाकर साटी दुनिया का चबकर लगा सकता है। अगर कोई इस बचिलमची में पानी डालकर 
किसी चीज की इच्छा करे, तो वह चाहे जैसी मी क्‍यों न हो . फ्रौरन उसके सामने आ जायेगी। 
यह तीर इस कपान से छोडे जाने पर तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर लगेगा और जिस चीज़ में 
लगेगा, वह लाकर तुम्हें दे देगा। 

इन चीज़ों को चारों भाइयों के बीच में कैसे वॉटे, गाहजादा बहुत देर सक सोचता रहा 
और अंत में बोला: 

“मैं ये चारों चीज़ें ईपानदारी से आपके बीच में बाँटे देता हैं। मैं टोपी को एक नंबर 
पर रखता हूँ, फ़ालोब को-दूसरे, च्रिलमची को-तीसरे और तीर-कमान को-चौये नंबर 
पर रखता हूँ। मैं इस कमान से चार सौर छोड़ंगा। आप चारों एक साथ उनके पीछे भागेंगे। 
जो कोई तोर खेकर मेरे पास सबसे पहले आयेगा - उसे मैं टोपी दे दूँगा। दूसरा सोर लेकर 
आमेवाले क्रो- कालीन, तीसरा तौर लेकर आनेयाले को -मोने की खिलमची और चौथा 
तीर लेकर आनेवाले को- मैं लीर-कमान दे दूगा। 

चारों देवों को यह मुकझाव बहुत पसंद आया। शाहज़ादा चार तीर लेकर एक ओर छड़ा 
हो गया। 

“सुनो, मेरे तीरो, तुप्त चारों उड़कर दूर चने जाओं और तुभमें से एक भी इन देवों 
के हाथ नहीं आना। जब तक ये देव थककर जमीन पर न गिर पढ़ें, तुम उड़ते ही जाना , 
उड़ते ही जाना ! ” ज्ञाहज़ादा बहुत धीमी आवाज़ में बोला और एक के वाद एक उसने चारों 
तीर चारों दिज्ञाओं में छोड़ दिये। देव तीरों के पीछे मागे। सारी जादुई चीज़ें शाहज़ादे फे 
पास ही रह गयीं। हर क्षण का मूल्य समझते हुए झाहज़ादे ने तुरंत कालीन बिछाया और उस 
पर बैठकर बोला: 

“ मुझे शाहजादो माहेसितारा के शहर उड़ा ले चल! " 

कालीन शाहज़ादे और उसके साम्रान के साथ उड़ चला। कुछ देर बाद जादूई क़ालीन एक 
गहर में उतरा। शाहज्ादे ने कालीन को लपेटकर अपनी बग़ल में दबा लिया। झहर को अच्छी 
तरह देख लेने के बाद शाहज़ादे ने सराय में एक कोठरी किराये पर ली। कप्तान और टोपी 
उसने एक कील पर टाँग दिये. कालीन और चिलमची आले पर रख दिये। शाहजादे ने क्राफ़ी 
समय से मुंह में रोटो का एक टुकड़ा भो न डाला था, न ही घर का बना हुआ कुछ खाना 
घाया था। यह सूखकर काटा हो गया था और भूश्व के मारे उसका दम निकला जा रहा था। 
वह पेट भर के खाता चाहता था, पर उसकी जेब में एक फूटी कौड़ो भी नहीं थी। कुछ वेर 
बाद वह चिलमची लेकर बाहर आँगन में आ बैठा। आगन के बीसोंगीच बने हौज़ में से चिलमची 
में पानी भरकर वह कोठरी में घुसा और पानी की ओर देखकर बोला: 

" मुझे फ़ौरन सोने की अजशारफ़ियों से भरी एक बोरी चाहिए! " 

पलक भपकते ही उसके पैरों के पास अक्षरफ़ियों से भरी बोरी आ गिरी। शाहजादे ने 
दिल घोलकर खर्च किया -कई दिनों तक अच्छी तरह खाया-पिया और आराप्त किया। उसने 
ठाठदार कपड़े बनवाये और अच्छे हकीमों से इलाज कराकर बिलकुल ठीक हो गया। 


क्‍%6 


एक बार जब शौकत अपनी कोठरी में सो रहा था, उसे नींद में कोई संगीत सुनाई दिया। 
नींद पूरी खुलने पर उसने ध्यान से सुना - तुरहियां और शहनाइयाँ वजने की आवाजें आ रही 
थी। “रात को तुरहियों और शहनादयों की क्या जरूरत पड़ी ? शायद ही इस वक्‍त किसी 
को अपना स्थोहार मनाने की सूती हो? ” शाहज़ादे ने सोचा। वह उठ खा हुआ और कपड़े 
पहनकर बाहर निकल आया। उसने देखा -सराय की छत्त पर बैठे बाजा बजानेवाले एक साथ 
चासीस तुरहियाँ , चालोस शहनाइर्या, चालीस नग़ाड़े और चालीस नग्कारे बजा रहे हैं। संगीत 
का शोर दसियों मीलों तक गूंजे रहा था, पर आस-पास कोई खड़ा नज़र न आ रहा था। उस 
कान फाड़ देनेवाले संगीत से बच्चने के लिए णाहज्ावा अपनी कोठरो में जाकर सेट गया, पर 
उसे नींद न आयी। मुल्ला ने सुबह की नमाज़ की अज़ान दी। शाहज़ादा भी वजू के बाद मसजिद 
में पहुँच गया। उसने सबके साथ नमाज़ पढ़ी। इमास रोज़ सुबह नमाज़ियों को देर तक धार्मिक 
पुस्तकों में से पढ़कर उपदेश सुनाया करता था। पर आज वह जल्‍दी से आमीन कहकर बाहर 
भागा। नमाज्ञों भी उसके पीछे-पीछे भागे। सब मसजिद से याहूर आ गये और उनके साथ-साथ 
शाहज्ञादा भी। क्‍या बूढ़ें और क्या जवान, सारी भीड़ इतनी तेज़ी से एक हो दिशा में भाग 
रही थी, मानो उन्हें बाज़ार को देर हो रही हो। मसजिद से निकलनेबाले लोग भी इस भीड़ 
में शासिल हो गये। उनके साथ-साथ शाहज़ादा भी चलने लगा। लोगों की बातों से मालूम 
बड़ा कि कल एक और बहादुर नौजवान श्ञाहज़ादी माहेसितारा के साथ ज्ञादी करने की इच्छा 
से आया है। अब उसे माहेसितारा की शतें पूरी करनी थीं। बाजों का शोर बढ़ने लगा। बादशाह 
इस नौजवान की दर्दनाक मौत अपनी प्रजा को दिखाकर एक सबक़ सिखामे का इंरोदा रखता 
था। इसी लिए लोगों की भीड़ बादझ्षाह के महल की ओर बढ़ी चलो जा रही थी। दरवाज़े 
खुले और सारी भीड़ मैदान में भर गयी। 

कुछ देर बाद अठारह-उन्‍नीस साल का एक सुंदर नौजवान निकलकर मैदान के बीच में 
लटके नग़ाड़े के पास पहुँचा और वही रखे इंके से उसने उस पर कई बार चोट की। जसी समय 
दीवार पर टंगे कटे सिरों के नीचेवाला दरवाज़ा खुला और उसमें से सफ़ेद रेशभी कपड़ों में 
लिपटी कई सुंदर लड़कियाँ निकलीं। वे उस सुंदर नौजवान को घेरकर अपने साथ ले गयीं। 
दरयाज़ा फिर बंद हो गया और लोग बेचैनी से नौजवान के भाग्य के निर्णय की प्रतीक्षा करने 
लगे। एक घंटे बाद दरवाज़ा खुला और उसमें से एक जल्लाद उसी लड़के का सिर हाथ में 
लटकाये निकला। लोगों को दिखाते हुए उसने वह कटा सिर ऊपर उठाया और दीवार पर 
कील से टाँग दिया। लोगों के रोने-विलखने की आवाज़ों से आसमान गूंज उठा, बहुत-से बूढ़े- 
बुढ़ियां इस दर्दनाक घटना को देखकर बेहोश हो गये। लोग काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे और 
फिर वापस खौटते लगे। शौकत अपनी आंछों से यह दर्दनाक घटना देखने के याद और यह 
विश्वास हो जाने के बाद कि माहेसितारा का महल यहीं है, अपनी सराय लौट आया। अच्छी 
तरह हर बात का भला-बुरा सोचते हुए , अपना स्वास्थ्य और आत्मबल बढ़ाते हुए शौकत कई 
दिनों तक इसी कोठरी में रहा। अंत में उसने झाहज़ादी माहेसितारा के महल में जाकर नग्राड़े 
पर चोट करके अपनी क्रिस्मत आजमाने का निरचय किया। दोपहर की नमाज़ के बाद यह 


॥57 


अपनी कोठरी में आया और अपनी कमान गले में लटका ली। चिलमच्ची, टोपी और क़ालीन 
लपेटकर उसने अपनी बग्रस में दबा लिये और माहेसितारा के महल की ओर चल पड़ा। महल 
के पास पहुँचकर वह दरवाज़े में घुसा। पर उस मैदान में , जहाँ पिछलो बार दसियों हज़ार 
लोग जमा थे, इस वक्‍त उसको छोड़कर कोई न था। शाहज़ादा गग़्ाड़े के पास पहुँचा और 
इंका उठाकर उस पर चोट करने लगा। उस समय माहेसितारा अपनी चालीस खूबसूरत सहेलियों 
के साथ महल में नाक्-गावे और हुंसो-मज़ाक में व्यस्त थी। माहेसितारा के पिता सोच्न में ड्बे 
हुए अपने महल में लेटे हुए थे। सहसा नग्राड़े की आवाज़ गूंज उठी। 

”' और कौन मरने आ पहुँचा है? '” माहेसितारा ने गर्वपूर्वक हंसते हुए पूछा। 

“' किसी अभागे जाप का बेटा हो होगा, बादशाह बेचैन हो उठा। 

सारे महल में तहलका मच्र गया। अंत में माहेसितारा के महल में से एक आदमी दरवाज़ा 
घोलकर मैदान में आया। वहाँ कोई आदमी लगातार नग़ाड़े पर चोट किये जा रहा था। 

“अरे, भई ! तुप्त समाड़ा क्यों बजा रहे हो? " माहेसितारा के नौकर ने पूछा। 

शाहज्ादा बोला: 

“मैं ज्ञाहत्ादी माहेसितारा को प्यार करता हैँ और उनसे मिलकर बात करना चाहता 
हैं!” 

वह नौकर महल में माहेसितारा के पास जाकर बोला: 

/ शाहज्ञादी साहबा! मैदान में एक मिखारी आया हुआ है। उसकी गरदन में कमान 
लटकी है और कांख में पुराने कपड़ों की पोटली दबी है। वह बोला: “मैं शाहज्ञादी माहेसितारा 
को प्यार करता हूँ और उनसे मिलकर बात करना चाहता हूँ! " 

शाहज़ादी माहेसितारा ने कहा: 

“मुझे ऐसे लोगों से नफ़रत है! जाओ, अपना काम करो! ” 

शाहज़ादा नग़्ाड़े के पास खड़ा इंतजार करता रहा। क्योंकि वह्‌ आदमी फिर बाहर आता 
दिखाई नहीं दिया, उसने फिर तग्राड़ा बजाना शुरू कर दिया। माहेसितारा ने इस पर कोई 
ध्यान नहीं दिया, पर उसके पिता ने अपनी बेटी से प्यार करने की हिम्मत करनेवाले आदमी 
को लियाने के लिए अपने एक नौकर को भेजा। नौकर बाहर साधारण कपड़े पहने हुए एक 
आवमी को देखकर मज्ञाक़िया ढंग से हंसा और उसे महल के अंदर ले आया। 

दरवाज़े में से होकर वे सोग विशाल मैदान में आये, जहाँ हर क्ीज़ संगमरमर की बनी 
थी। ज्ञारों ओर नवग्क़ाक्की का बहुत सुंदर और बारीक कास हो रहा था। नौकर वाहज़ादे 
को सामने कुछ ऊंचाई पर बने हुए भहल की ओर ले आया। उस महल के दरवाज़े के दोनों 
ओर तगड़े और लौफ़ताक पहरेवार खड़े थे। दरवाज़ा खुला और वे एक विशाल कक्ष में चुसे। 
कक्ष के फ़र्श पर लाल कालीन बिछे थे और दीवारों पर च्मकील़े रंगों में शेर, चीते , बधेरे 
और कई डरावने अजदहे बने हुए थे। इस जगह भी खौफनाक पहरेदार खड़े थे। कक्ष के दायीं 
ओर के दरवाजे में से नौकर जाहज़ादे को एक गलियारे में ले आया। इस लंबे गलियारे में भी 
दोनों ओर हथियारबंद पहरेदारों की कतार खड़ी थी। गलियारे के अंत में जरी का पर्दा लटका 


458 


हुआ था, जिसे उठाकर पहले नौकर अंदर घुसा और फिर इजाजत मिलने पर झाहडादे को भी 
अंदर ले गया। यह बादज्ञाह का स्वागत-कक्ष था, जो बड़े शानवान ढंग से सजा था। सामने 
सोने के सख्त पर एक आदमी बैठा था, जिसकी दाढ़ी खिचड़ी थी। उसने घाहज़ादे को बैठने 
फे लिए इशारा किया और बड़े नग्न स्वर में बोला: 

“आइये , बैठिये ! ” 

शाहज़ादे ने अंदाज्ञ लगाया कि यह आदमी माहेसितारा का पिता ही हो सकता है, इस 
लिए उसे बतायी गयी जगह पर नहीं बैठा। उसने पहले वहीं खढ़े-खड़े आदरपूर्वक सिर भुकाया। 
सिर ऊँचा करके यह यो क़दम आगे बढ़ा और फिर सिर भुकाया। इस तरह जब सक शाहज़ादा 
बादशाह सलाम के पास न पहुँचा, हर दो क़दम बाद एककर सात बार सिर भुकाता रहा 
और फिर बादशाह का हाथ चूमकर सात वार झुका और अपनी पहलोवाली जगह पर जा खड़ा 
हुआ। बार्दशाह के दुबारा कहने पर हो वह उसकी बतायी हुई जगह पर जाकर बैठा। बादशाह 
सलास शाहजादे की शिष्टता और विनस्रता से बहुत प्रमावित हुआ और अपने तख्त पर से 
उठकर उसके पास आ बैठा। उसके बाद बादशाह ने नौकरों को दस्तरखान लगाने के लिए 
कहा। दस्तरखान पर तरह-तरह के स्वादिष्ट खाने और पकवान परोसे गये। बादशाह नौजवान 
का अतिथि-सत्कार करने लगा। खाना खा चुकने और दस्तरखान हटाये जाने के बाद बादशाह 
ने उससे पूछा कि वह कौन है और किस लिए आया है। शाहजादे ने संक्षेप में अपना परिचय 
दिया और पुरु्य कारण बताने से पहले बोला: 

“हो बादक्ाह, अगर आप मुझ पर नाराज़ न हों तो में अपने दिल का राज़ आपको 
अताऊं! 

बादशाह की इजाजत मिलने पर ज्ञाहज़ादां आगे बोला: 


» प्च्चा प्यार करनेवाले लोग वादझ्ाहों को अपने दिल की बात निडर और निस्संकोच 
होकर बता देते हैं। अल्लाह ने आपको एक ऐसी बेटी दी है, जिसकी खूबसूरती की धूम सारी 
दुनिया में मची हुई है। और दुनिया के हर कोने से उसके प्यार में डूबे बहादुर नौजवान उसके 
साथ शादी करने की तमन्‍ना से यहाँ आ रहे हैं। मैं भी ऐसे ही प्रेमियों में से एक 
हूँ। में ज्ाहडदी माहेसितारा की हर झार्त पूरी करने और आपका दामाद बनने की इच्छा 
रखता हूँ।" 

बादशाह सलाम बोला: 

“ मेरे बेटे ! अल्लाह ने मुझे बेटी मही , एक मुसीबत दी है। तुम एक घूबसूरत नौजवान 
हो और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस मुसीबत के ण्षिकार बनों। वह लड़को नहीं , जल्लाद 
है, जो प्यार-मोहब्बत के बारे में कुछ समभना भी नहीं चाहती। अगर तुम शादी ही करना 
चाहते हो, तो मैं माहेसितारा से मो उपादा सुंदर लड़को तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूं। तुम्हारे 
लिए माहेसितारा से न मिलना ही अच्छा रहेगा! " 

झाहजादा माहेसितारा के पिता के मुंह से यह बात सुनकर सोच में पड़ गया: “ भला, 


59 


कोई बाप अपनी सगी बेटी के बारे भें ऐसी बात कह सकता है, यह ज्ञायद मेरा इम्तिहान ले 
रहा है।” फिर वह बादज्षाह से बोला: 

“सारी दुनिया शाहजादी माहेसितारा की खूबसूरती को ही नहीं, उनके दिल की भी तारीफ़ 
करती है। लगता है, आप ऐसी बातों से मेरे प्यार की आग को बुझा देना चाहते हैं! " 

हस पर बादशाह ने जबाब दिया: 

“ नहीं, मुझे ग़लत मत समझो, मेरे मेहमान! अल्लाह ने उसे घूबसूरती ज़रूर दी है, 
पर उसे दिल नहीं दिया। उसे कोई भी तो पसंद नहीं आता है। वुनिया के हर कोने से बड़े-बड़े 
शाहज़ादे , राजकुमार और सेनापति उसके प्यार में पागल होकर यहाँ आ चुके हैं। उन सबको 
मैने मसाने और उनका इरादा बदलने को कोशिश की, पर कोई भी नहीं मागां। और वे सब 
माहेसितारा की शर्तें पूरी न कर पाने के कारण अपने प्राण खो बैठे। वे सब मेरे दिल पर अपनी 
छाप छोड़ गये हैं और मुझे अकसर सपनों में भी दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले ही एक मौर 
ज्ञाहज्ादा भी मौत का शिकार हुआ। उसको मिलाकर दीवार पर टंगे सिरों की संख्या दो 
हजार सक पहुँच चुकी है। या, अल्लाह , आखिर इसका अंजाम क्‍या होगा! देर-सबेर अल्लाह 
भी इस खूबसूरती पर ज़रूर नाराज हो उठेगा। यह जल्लाद लड़की था तो जल्दी से जल्दी किसी 
से शादी कर ले, नहीं तो अच्छा होगा कि खुद ही भर जाए! 

इस तरह बादशाह ने शाहज़ादे को कितना ही क्‍यों न मनाया, पर वह अपनी बात पर 
अड़ा ही रहा और बोला 

सच्चा प्यार करनेवाले के लिए मौत कोई मायने नहीं रखती है! मैं चाहे उसकी शर्ते 
पूरी कर सकूं या नहीं, पर कम-से-कम मरने के पहले उसे एक नज़र देख ज़रूर लेना चाहता 
हूँ। उसके बाद मैं खुली से मरने को तैयार हूँ।” 

अंत में जब बादशाह समझ गया कि प्रेमी उसकी कोई मी दलोल मानने को तैयार नहीं 
है, तो उसने उसे माहेसितारा के पास ले जाने का हुक्स दिया। लेकिन लड़कियों ने आकर 
माहेसितारा का यह जयाब सुनाया: “ मेरे पास मिखारियों से बात करने के लिए समय नहीं 
है!" 

“ मोहब्बत को गिरफ्त में पड़े बादझ्काह और भिखारी में कोई अंतर नहीं होता! बादशाह 
में जवाब दिया और नौजबान को माहेसितारा के पास ले जाने को कहा। 

लड़कियों ने सिर भुकाकर बादशाह का हुक्म स्वीकार किया। वे शौकत को पहले एक 
बहुत बड़े कक्ष में से ले गयीं, जिसके अंत में एक दरवाज़ा था। दरवाज़े में से निकलकर वे 
एक लंबे गलियारे में घुसे , जिस में दोनों ओर हथियारबंद लड़कियाँ खड़ी थीं। गलियारे के 
दायें दरबाज्षे से होकर वे लोग एक बड़े कमरे में घुसे, जिसमें कई दरवाजे ये। लड़कियों की 
मुखिया इनमें से एक दरवाज़े में घुसी और अंदर आने फी इजाजत मिलने पर बापस आकर 
बोली बे 

“आइये , मेहमान , अंदर चलिये!” 

उस सप्तय अंधेरा होने लगा था। शाहज़ादा कक्ष के अंदर पहुँचा। कक्ष की दोवारों पर 


॥60 


बहुत ही भव्य काम हो रहा था, फ़र्क़ पर लाल रंग के कालीन बिछे थे और उन पर अतलस 
और जारी के गाव-तकिये लगे हुए थे। कक्ष के बीचोंबीच कई रेशमी पर्दे लटके हुए थे और 
उनके पीछे से निकल रही तेज रोझनी से सारे कक्ष में उजाला हो रहा था। थोड़ी देर बाद पर्दो 
के पीछे से आवाज आयी: 

“ आपका स्वागत है, मेहमान! आइये, बैठिये ! ” 

शाहज़ादा अत्यंत शिष्टतापूर्वक धन्यवाद देते हुए बैठ गया। इसके याद लड़कियों ने उसके 
आगे दस्तरखान बिछाया और उस पर तरह-तरह के खाने परोसकर शाहज्ञादे को छिलाया। 
दस्तरखान हटा लेने के बाद एक बार फिर पर्दों के पीछे से आवाज आयी। यह शाहज़ादी 
माहेसिसारा ही थो। अब मालूम पड़ा कि कक्ष में व्याप्त तेज़ प्रका्ष की किरणें उसके चेहरे 
से हो फूटी पड़ रही थीं, जो हतनी प्रखर थीं कि अंदर चुसनेवाले किसी भी आदी की आंखें 
अौँंधिया सकती थीं। इसी कारण हर अंदर आनेवाले आदमी और शाहजादी के बोच में सात 
पर्दे पड़े थे। माहेसितारा बोली: 

“ घ्यारे भेहणान , आपको तशरीफ़-आवरी का सबब क्या है?” 

शाहज़ादे ने जयाय दिया: 

“प्यारी माहेसितारा ! क्‍या मैं आप ही की आवाज़ सुन रहा हूँ... मेरा सपना सच हो 
जया ! मैं सिर्फ़ इस आवाज़ पर ही कूर्बान होने के लिए तैयार हूँ! मैं आपको प्यार करता 
हैं। पा तो आप मेरी हो जाइये , था फिर मेरी जान ले लीजिये! 

दस तरह का प्रणय-निवेदन सुनकर मःहेसितारा बोली : 

“च्यारे मेहमान , आप जवान भी हैं और घूबमूरत भी। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 
मुझसे शादी करने का ख्याल छोड़ दें, क्योंकि ऐसी इच्छा रखनेवाले हर आदमी को मेरी 
एक शर्त पूरी करनी होती है। अगर मेरी जर्त पूरी हुई , तो मैं शादी कर लूंगी, नहीं हुई - तो 
उस आदमी का सिर कटया दूंगी। और मेरी शर्त पूरी करना बच्चों का खेल नहीं है, मुझे 
डर है कि आप भी यह शर्त पूरी नहीं कर पायेंगे और बेकार ही मारे जायेंगे ! " 

जाहजादा बोला: 

“हे, मेरे दिल फ्री मलिका , माहेसितारा! अगर मेरे एक नहीं, हजार सिर होते, तो 
मी मैं बड़ी खुशी से उन्हें तुम्हारे लिए कटवा देता। ” 

“नहीं!” माहेसितारा ने टोका। “अगर आप शादी हो करना चाहते हैं, तो मैं आपके 
योग्य सुन्दर लड़की ढूंढ़ सकतो हूँ!" 

“पर प्रेमी तो तितली नहीं होता, जो एक फूल से उड़कर दूसरे पर बैठ जाये, और अगर 
ऐसा हो भी , तो फिर उसका प्यार क्‍या प्यार कहा जा सकता है?! मुझे आपसे सच्चा प्यार 
है और हमेशा रहेगा। 

माहेसितारा ने शाहज़ादे का इरादा बदलवाने की कितनी हो कोशिश क्‍यों न की , पर वह 
अपने निज्चय से डिगा नहीं। अंततः माहेसितारा बोली: 

“ठीक है, आज रात आप महल में ही आराम करेंगे। कल शहर के सारे लोग इक 


46। 


हो जायेंगे। आप उन सबके सामने जाकर नग़ाड़ा बजायेंगे और फ़िर आपको महल के अंदर 
लाया जायेगा। आपको एक रात की मोहलत दी जायेगी, अगर इस बीच आप मुझे बोलने 
के लिए मजबूर कर सके, तो मैं आपकी हो जाऊंगी ! 

शाहज़ादे ने मह बात मान ली और रात को महल में रहा। दूसरे दिन नक्‍क़ारखाने में बाजे 
बजने की आयाज़ से लोगों फो पता चल गया कि शाहज्ञादी से शादी का इच्छुक एक और 
नौजवान आ गया है। सब लोग मैदान में इकद्ठे हो गये। थोड़ो देर बाद मैदान के बीच में 
फ़टे-पुराने कपड़े पहने एक नौजवान आता दिखाई दिया, जिसने काँख में एक गाँठ दमा रखी 
धो। और उन लोगों में से किसो के विमाग़ में यह बात आ भी नहीं सकती थी कि यह नौजवान 
एक छाहज़ावा है। नौजवान सगाड़े के पास पहुँचा और उस पर इंके से चोट की। लोग हैरत- 
भरी नजरों से उस ग़रीब जादमी की ओर देख रहे ये। फिर उनकी आवाड़ें सुनाई देने लगीं। 

“ क्या माहेसितारा ऐसे दोवाने से शादी करेगी?" एक आवमी बोला। 

दूसरे ने हाँ में हां मिलायी, “ म्राहेसितारा इस दीवाने को अपने पास भी नहों फटकने 
देगी, इसे भगा वेगो।” 

एक आदमी , जो झायद कुछ सूक्ष्मदर्शी था, बोला: 

“ यह दीवाने के भेष में कोई सच्चा प्रेमी है।" 

एक और आदमी सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कह उठा: 

“ हाय कितना कमसिन है, पर बेकार ही अपनी जान गंवा रहा है ... 

दरवाजा खुला, उसमें से लड़कियाँ भागकर बाहर आयीं और शाहज़ादे को घेरकर महल 
के अंदर ले गयीं। लोगों से कहा गया कि वे दूसरे दिन सुबह आयें और सब लोग अपने-अपने 
घर लौट गये। शाहज़ादा पहले बादक्षाह सलाम के सामने एका और उसे सिर भुकाकर सलाम 
किया , इसके बाद उसे माहेसितारा के पास ले जाया गया। श्ाहह्ञादा अपनी कलवाली जगह 
पर पहुँचकर बैठ गया। सुंदरी माहेसितारा पदों के पीछे बैठी थो और शाहजादे को दिखाई नहीं 
दे रही थी। उसने शाहज़ादे का बहुत ही विनम्र और प्रेमपूर्ण शब्दों से स्वागत किया। ज्ञाहज़ादी 
की मीठी-परीठी बातें सुनते हुए शाहज़ादे को पता मी न चला कि समय कैसे बीता जा रहा है। 
आधी रात हो गयी। 

“ मेरी शर्त पूरी करने को तैयार रहिये , मैं मुंह बंद करती हूँ और आप मेरा पुंह खुलवाने 
को भजबूर कोजिये,” शाहज़ावी ने कहा और चुप होकर लेट गयी। काहज़ादे ने प्राहेसितारा 
का मुंह खुलवाने के लिए उससे तरह-तरह के सवाल पूछने शुरू किये, पर वह तो जैसे सुन 
ही नहों रही थी। शाहज़ादे ने रोचक कहानियाँ सुनानो शुरू की पर शाहज़ादी के चेहरे पर 
कोई प्रतिक्रिया नहों हुई। इसके बाद वह चटपटे चुटकुले सुनाने खगा, अगर कोई और होता , 
तो हंसते-हंसते उसके पेट में बल पड़ गये होते ,पर शाहज़ादी को तो भौहें भी न फड़की। 
शाहज़ादे ने क्या-क्या न किया - भाजीगरी के खेल दिल्वाये, मसखरे की तरह मुंह जताया और 
अंत में नाचा और गाया भी। पर शाहज़ादी माहेसितारा चुप लेटी रही। 

“कहीं यह सो तो नहीं गयी?” ज्ाहज्ादे ने मन में सोचा और ध्यान से सुनने लगा। 


62 


कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मालूम पड़ा कि वह सोयी नहीं है। 

“ डीक है, अगर तुम सो नहीं रही हो. सिर्फ़ सोने का बहाना कर रही हो, तो मैं भी 
कम नहीं हूँ,” शाहडादे ने मन-हो-मन कहा और पैर फैलाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 
माहेसितारा उठी और पर्दा हटाकर चुपके से राँकी - वाहज़ादा आँखें बंद किये लेटा और उसकी 
सांस समान गति से चल रही थी। 

“ बेचारा , यों ही ढींग मार रहा था! यह तेरे बस का काम नहीं है, कल तुझे मरना 
ही पड़ेगा और तेरा कटा सिर दीवार की छ्ोभा बढ़ायेगा! ” शाहज्ादी ने सोचा । शाहज़ादे मे 
आँखों को थोड़ा-सा खोलकर धाहज़ादी की ओर देखा ... हाय , यह इसमी सुंदर और आकर्षक 
को, बिलकुल परियों जैसी, कि शाहडादा बड़ी मुश्किल से बेहोश होते-होते बचा ! इस बीच 
मराहेसितारा ने पर्वा गिरा दिया और सामनेवाले दरवाज़े में से होकर दूसरे कमरे में खली गयी। 
उसके जाते ही कक्ष में अंधेरा छा गया। पहले तो जाहजादा हैरत में पड़ गया, पर एक क्षण 
बाद हो उसने होश संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसने जादुई टोपी पहन ली और बाकी 
चीज़ें कांख में दवाकर , पर्दा हटाकर उसी दरवाज़े में घुस गया , जिसमें से होकर माहेसितारा 
गयी थी। पूनम के चाँद-सा प्रकाश फैलाते हुए जहाँ-जहाँ माहेसितारा गयी-शाहज़ादा मी 
बड़ी आसानी से उसके पीछे-पीछे चलता रहा। अंत में वह एक कक्ष में पहुँचा जिसकी दीवारों 
पर तरह-तरह के अस्त्र-अस्त्र टंगे हुए ये। माहेसितारा ने यहाँ अपने ऊपरी कपडे उतारकर 
योद्धा के कपड़े पहने और कॉँटेदार कमंद लेकर बाहर निकल गयी। उसके पीछे-पीछे शाहज़ादा 
मी परछाईं की तरह चल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने को एक बहुत बड़े वाग्र में 
वाया। माहेसितारा पेड़ों के बीच में से होती हुई बाग़ की ऊंची दीवार के पास पहुँची। कमंद 
दीवार पर फेंककर वह उसे पार कर गयी। 

शाहज़ादे ने अपना जादुई कालीन खोला और पलक भ्रपकते ही दीवार पार कर गया। 
उसने देखा कि माहेसितारा पवन गति से उड़ती जा रही है, उसका एक क़दम सौ मील के 
बराबर था। हस तरह बह लगमग एक घंटे तक उड़ती रही। इसके बाद उसने बड़ी तेज़ी से 
किसी अहाते को दीवार फाँदी। शाहज़ादा भी उड़कर दीवार पार कर गया और उसने क़ालीन 
को लपेटकर फ़ौरन काँस में दबा लिया। जिस ओर माहेसितारा गयी थी, वहां एक घर में 
दीया टिसटिमाता हुआ नज़र आ रहा था। ज्ञाहजादा दूसरों के लिए अदृश्य था, हस लिए बह 
बढ़ी आसानी से माहेसितारा का पोछा करता रहा। माहेसितारा दरतवाड़ा खोलकर अंदर 


चुसी। कोई बुढ़िया बोली: 
"अच्छा, तुम आ गयीं, मेरी बेटी माहेसितारा, तुम्हारी सहेलियां इंतज़ार करते-करते 
तंग आ चुको हैं। 


माहेसितारा ने बुढ़िया को सलाम किया और कंपड़े बंदलकर सिंगार करने के बाद भीतरी 
कक्ष में गयी , जो बहुत ही कीमती चीज़ों से सजा था। इस कक्ष में पूनम के चाँदन्सी सुंदर दो 
लड़कियाँ बैठी थीं। उन दोनों ने माहेसितारा के पास पहुँचकर उसका अधभिवादन किया। 
उनमें से एक ने उलाहना देते हुए कहा: 


863 


“बता, सहेली , आज इत्तनी देर से क्‍यों आयी?” 

माहेसितारा मुस्कराकर बोली: 

“सुनो, सहेलियो, मेरे पास महल में एक दोवाना आया बौर कहने लगा: “मैं तुम्हें 
बेहद प्यार करता हूँ !' कल से वह सेरा सिर खपा रहा है। उसे सुलाकर मैं तुम्हारे पास आयी 
'हूँ। कल उसका सिर काट दिया जायेगा। तुम भी कल जाकर नजारा देखना ! ” 

“बेचारा ! ” एक लड़की कह उठी और हंसने लगी। बुढ़िया इस बीच्ष पूछ बैठी: 

“पुलाव तैयार है, परोसूं कया?” 

“हाँ, जल्दी से, नहीं तो हमें वैसे ही देर हो रही है!” एक लड़की बोली। 

बुढ़िया पानी लेकर आयी और उसने सब लड़कियों के हाथ धुलाये, इसके जाद यह एक 
बड़ी तएतरो में घी में तर पुलाक , जिसमें ढेर सारा माँस डाला हुआ था, लेकर आयी। बुढ़िया 
भी दस्तरखान के साप्ने बैठ गयी और उसके बाद उनके लिए अदृक्य शाहज्ादा भी बैठ गया। 
सब पुलाव थाने लगे। णाहज़ादा उत्तेजित और खुश था। वह मन-ही-मन सोच रहा था, मानो 
यह अपनो पत्नी के साथ बैठा खाना खा रहा है। ज्ञायद इसोलिए यह पुलाव पर टूट पड़ा। 
हर गस्सा, उसकी जंगलियाँ छूते ही, अदृष्य हो जाता था। पुलाव इतनो तेज़ी छे खत्म होने 
पर एक लड़की बोल उठी: 

“माँ, पता नहीं क्यों, हमप्तारा पेट ही नहीं भरा, क्या आज तुमने पुलाव कम बनाया 
था?” 

“नहीं, बेटी ! मैंने आज उतने ही चावल चढ़ाये थे, जितने रोज पकाती हूँ। वैसे पेट 
तो मेरा मी नहीं भरा। शायद तुप्त बहुत ज़्यादा भूखी थीं, इस लिए पुलाव पर उस दीवाने 
की तरह टूट पडो थीं, जिसने तीन दिन से कुछ न खाया हो |” 

लड़कियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। बुढ़िया ने दस्तरखान हटाया और चाय लेकर आयी। 
अभी सब एक-एक प्याली चाय पी भी न पायोीं कि माहेसितारा बोल उठी : 

” हमें फ़ौरन चलना चाहिए, हमारी मलिका इंतज़ार करते-करते ऊब गयी होगी! ” 

सब लड़कियाँ उठकर बाहर निकलीं और एक स्वर्ण खटोले पर बैठ गयीं। उनमें से एक ने 
चकक्‍का घुमाया और छटोला धीरे-धीरे उठने लगा और फिर बहुत तेज़ो से आसमान में उड़ 


चला। शाहज्ादी का पीछा करते-करते शाहज़ादा अब हर बात का आदी हो चुका धा। उसने हि 


भी फ़ौरन अपना कालीन दोला ओर उसपर बैठकर उड़ते हुए लड़कियों का पीछा करने लगा। 
थोड़ी देर बाद लड़कियों का उड़म-छटोला नीचे उतरने लगा और शाहज्ादा भी उनके पीछे- 
पीछे मीचे उतरने लगा। उत्सुकतावश उसने नीचे कॉकिकर देखा तो उसे एक जगह काफ़ो 
तेज़ रोक्षनी विदाई दी। लड़कियों ने अपना उड़न-खटोला उधर घुमाया और वहाँ पहुँचकर 
उतर ग्रयीं। शाहज़ादा भी उसी जगह उतरा। शाहजादे ने चारों ओर नज़र घुमाकर देखा 
और अपने को एक बहुत बड़े बाग में पाया, रोझनी भो वहीं से आती दिखाई दे रही थो। 
लड़कियाँ उड़न-खटोला वहीं छोड़कर तेज़ क़दमों से बाग के अंदर घुस गयी। ज्ञाहजादे ने अपना 
कालीन लपेटकर काँख में दबाया और जादुई टोपी की वजह से किसी को दिखाई दिये बगैर 


१64 


लड़कियों के पीछे चल पड़ा। इस बाग की खूबसूरती में संगमरमर की इमारतें, जिनके गुंबद 
और कंगूरे सोने से मढ़े थे , चार चाँद लगा रही थीं। बाग्र में से कई दि्षाओं में रास्ते जा रहे 
थे। बाग्म के बीच में दो नहरें थीं, जिनमें से एक में दुध-सा सफ़ेद पानी एक दिज्षा में बह रहा 
था और दूसरी में उसकी विपरीत दिशा में हर पचास क्रदमों की दूरी पर संगमरमर के शंभे खड़े 
थे, जिनके ऊपरी सिरे पर मोतियों जैसा प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। खगता था सारा 
बाग बहुत तेज़ रोशनी से दमक रहा है। नहरों के किनारे-किनारे तरह-तरह के सुंदर फूल 
जिले हुए थे और उन पर यैंठी बुलबुलें और तरह-तरह की सुंदर चिड़ियाएं गा-चहक रही थीं। 
उस बास़ की खूबसूरती में अत्यंत विलल्षण पेढ़ भी आर चाँद खगा रहे थे। याग के रास्ते पर 
असते-खलते लड़कियाँ एक खुले मैदान में पहुँचों। वहाँ फ़र्ष अल्यंत सुंदर संगमरमर का था, 
चारों ओर सोने को कुर्सियाँ पड़ो थों और एक ओर सोने का सिंहासत था। कुछ क्षण बाद 


सहसा सुंदरियों का एक भुंड पेड़ों के पीछे से निकला और वे सब कुर्सियों पर जा बैठीं। उनमें है 


से जो सबसे मुंदर थी वह सोने के सिंहासन पर जा बैठी। 

“अरे , माहेसितारा भी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ आयी है!” एक लड़की कह उठी। 

लड़कियों ने पहले बहुत नीचे सिर कुकाकर सोने के सिंहासन पर बैठी मलिका का अभि- 
वादन किया और इसके बाद चारों ओर बैठी सुंदरियों का। मलिका और लड़कियाँ भी थोड़ी 
देर चुप रहीं, उसके बाद मलिका ने पूछा: 

“ प्यारी बहन माहेसितारा , आज तुम्हें देर कैसे हुई? आज तुमने हमें बहुत इंतज़ार 
कराया ... 

माहेसितारा बोली: घ 

» यह सच है, कि हम लोग देर से पहुँचे, पर अगर आप इजाज़त दें, तो मैं वजह बताऊँ। 
एक दीवाता मेरे प्यार में पागल हो गया है। कहता है: ' मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हैं , तुम्हारे 
बिना हैं मर जाऊंगा !' मुझे उसे सुलाने के लिए चाल चलनी पड़ी। कल आप उसको मौत 
का नज़ारा देख सकती हैं। 

मलिका उत्तर से संतुष्ट होकर मुस्करा दी। इसके बाद माहेसिसारा और उसकी खूबसूरत 
सहेसियाँ भी सोने को कुर्सियों पर बैठ गयीं। लड़कियाँ आपस में हंसी-मज़ाक़ करती गपशप 
करने लगीं। थोड़ी देर बाद मलिका की इजाजत से उन्होंने नाचने का खेल खेलना शुरू किया। 
यह बाग्र परियों के इस देश फे बादशाह की सुंदर बेटी बादिया का था और यहाँ सिर्फ़ परियां 
रहती थीं। काली-काली आँण्यों और बादाम-सी पलकोंवाली जो सुंदरी सोने के सिंहासन पर 
बैठी थी, वही बादिआ परी थी। 

लड़कियों के एक दल ने सरह-तरह के वाद्यों पर मधुर घुन छेड़ी और सब आनन्द से 
सुनने लगीं। संगीत के बाद लड़कियों ने गाने गाये और नात्रीं। उसके बाद कुछ वेर का मध्यांतर 
हुआ। दोन्‍दो, तीन-तीन करके लड़किर्या बाग में घूमने निकलों। केवल माहेसितारा ने ही 
घूमने जाने से इनकार कर दिया। 

“सहेलियो ! मैं बहुत थक गयी हूँ, षोडो देर सुस्ताना चाहती हूँ। तुम लोग बाग में 


465 


-हलो, उतनी देर मैं पलंग पर हो लूंगी !” यह कहकर माहेसितारा बाग़ से चल दी। अपने 
पलंग के पास पहुँचकर वह उस पर लेट गयी। शाहजादा भी वहाँ पहुँच गया। वह जादूई 
किलमची में पानी भरकर लाया और उसमें देखते हुए बोला: 

” मेरी रूह माहेसितारा के बदन में चली जाये और उसकी रूह मेरे बदन में आ जाये ! ” 
उसने जो कहा , वही हुआ। ज्ञाहज़ादा माहेसितारा का रूप धारण करके बाग़ में वापस पहुँच 
गया। इस समय तक मध्यांतर समाप्त हो चुका था और सब लड़कियाँ वहां इकट्ठी हो गयी. 
थीं। माहेसितारा रूपी शाहज्ञादा उसकी कुर्सी पर बैठ गया। फिर से नाक्न-गाना शुरू हुआ। 

“अच्छा , अब माहेसितारा नाचेगी!” एक लड़की वोली। सबने तालियाँ बजायीं। माहे- 
सितारा रूपी शाहज़ादा बहुत सुंदर ढंग से नाथमे लगा। लड़कियों में से किसी ने भी इससे 
पहले अपने देश में इतना सुंदर और आकर्षक नाल नहीं देखा था। जब नाय खत्म हुआ, तो 
सब देर तक तालियाँ बजाती रहीं। इसके बाद कोई बोल उठी: 

“ अच्छा, अन माहेसितारा एक गाना भी सुनायेगी! ” 

” माहेसितारा ” ने फ़ौरन आगे तिकलकर गाना शुरू कर दिया। और उसने गाना भी 
इतनो सुंदर और आकर्षक आवाज़ में गाया कि लड़कियाँ सत्र कुछ भूलकर उसका गाना सुनती 
रहीं। सब संगीत की लहर में डूब गये। लड़कियाँ छुज्नी से तालियाँ पीटते हुए “ माहेसितारा ” 
से बार-बार गाने का अनुरोध करने लगीं। अंत में मलिका ने “माहेसितारा" को अपने पास 
बुलाया और बोली: 

“माहेसितारा , तुप्र इतना सुंदर नाचती और गाती हो, तुम्हारी आवाज़ इतनी मधुर 
और आकर्षक है और तुम अभी तक चुप रहतो थीं, अपनी प्रतिभा हमसे छिपाये हुए थीं। 
मैं तुम्हारे नाच और गानों से इतनी खुझ हूँ कि तुम्हें इसो वक्त सिर से पैर तक सोने से ढक 
देना चाहती हूँ। पर , अफसोस , मेरा खज़ाना यहाँ से दूर है। मेरी प्यारी बहन , फिर भी मैं 
तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। लो यह नयी पोशाक , जो मैंने आज ही सिलयायी है, मैं, 
इसे तुम्हें इनाम मे देती हूँ। 

यह कहकर मलिका ने अपनी मेजक़ीमती पोशाक “माहेसितारा” को पहना दी और 
उसके माथे को चूम लिया। सब मलिका की उदारता से बड़े प्रभावित हुईं और ताली बजा 
उठीं। उसफे बाद फ़िर मध्यांतर हुआ। शाहजादा जल्दी से बाग में से निकलकर पलंग के पास 
पहुँचा और चिलमची में पानी भरकर बोला : 

“मेरी रूह मेरे बदन में आ जाये और माहेसितारा की रूह माहेसितारा के बदन में 
और वह जाग उठे!" शञाहज़्ादा अभी अपने सिर पर जादुई टोपी रखकर अदृब्य हुआ हो 
था कि उसकी कही हुई बात पूरो हो गयी। माहेसितारा उसी क्षण उठ छड़ी हुई। 

“अरे, यह क्‍या जुआ ! मैं इतनी देर तक सोती रही , जल्दी से भागना चाहिए। ” उसके 
मुंह से निकला और वह उठकर बाग की ओर भागी। मासूम पड़ा, बाग में अभी तक मध्यांतर 
चल रहा है और सब लड़कियाँ बाग्न में घूम रही हैं। यह देखकर माहेसितारा बहुत खुश हुई॥ 

“बहुत अच्छा हुआ, मुझे देर नहीं हुई,” उसने मन में सोचा और मध्यांतर के बाब 


466 


सब लड़कियों के साथ अपनी जगह पर जाकर बैठ गयी। मनोरंजन कार्यक्रम शुरू होने के पहले 
एक लड़की बोल उठी: * 

“ माहेसितारा अब एक नाच और दिखाओ ! ” फ़ौरन सब तालियाँ बजाने लगीं। माहेसितारा 
कहने ही वालो थी कि उसे नाचना नहीं आता कि मलिका उसे मनाते हुए बढ़े प्यारभरे स्वर 
में बोली : 

“इसका मतलब है, बहन, तुम्हें नाचना नहीं मात्रा था, सब तो सुमने हमें ऐसा नाच 
विखाया , अब नाचकर दिखाओ कि वास्तव में तुम कैसा नाच सकतो हो! खूब मज़ा आयेगा ! ” 

मााहेसितारा को उठकर आगे आना और नाचना पड़ा , पर इस बार किसी कारण से उसके 
लाख में कोई आकर्षण नहीं दिखाई दिया, इसके अलावा यह भौंडा भी लग रहा था। तब 
लड़कियाँ कहने लगो: 

“अच्छा तुम अब माचना छोड़ो और गाना सुनाओ! ” 

माहेसिसारा ने गाना शुरू किया, तो उसकी आवाज़ फटने लगी, इसमें कोई संदेह नहीं 
रहा कि उसका गाना भी किसी फो पसंद नहीं आया। मलिका सदाशयता दिखाते हुए बोली: 

“प्यारी बहन , माहेसितारा! अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने इतना सुंदर नाच दिखाया 
और इतना सुंदर गाया था! लगता है मध्यांतर के दौरान घूमते समय तुम्हें ठंड लग गयी है, 
तुम्हारा गला भी बैठा हुआ लग रहा है। पता नहीं इस बार तुम्हारा नाथ भी अच्छा नहीं 
रहा... हि 

माहेलितारा आइचर्यचकित रह गयी और बोली: 

“ दीदी , मैं खुद नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है। ” 

इसके बाद दूसरी लड़कियों ने गाया और नाच दिखाया। जब दात समाप्त होनेवाली 
थो और हर तरफ़ से चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आने लगीं , तो सब लड़कियों को अपने- 
अपने घर लौटने की इजाज़त मिली। माहेसितारा तथा उसकी दोनों सहेलियाँ और लड़कियों 
से विदा लेकर बाग़ से बाहर निकनीं। वे त्तीनों अपने उड़न-खटोले पर बैठीं और उड़ चलीं। 
उनके पीछे शाहजादा भी अपने जादूई क़ालीन पर उड़ने लगा। लड़कियाँ बुढ़िया के घर पहुँची 
और उड़न-खटोला वही छोड़ बुढ़िया से विदा लेकर अपने-अपने घर रवाना हो गयीं। शाहज़ादा 
फिर माहेसितारा का पीछा करमे लगा। वे दोनों अब महल के सज़दीक पहुँच रहे थे। 

आाहजादा माहेसितारा से पहले महल में चुस गया और अपनी जगह पर जाकर लेट गया 
और जैसे गहरो नींद सो रहा हो. शर्राटे भरने लगा। माहेसितारा ने एक कमरे में जाकर 
मर्धानि कपड़े उतारकर घर के कपड़े पहन लिये। उसमे देखा नौजवान गहरी नींद में सो रहा 
है। वह काफ़ी देर तक उसको अफ़सोसभरी नऊ़रों से वेखती रही। * 

“ आह । मेरे अभागे दोवाने प्रेमी ! तू कितना भ्मेला और लाचार है, मुझे ठुझ पर तरस 
आता है! तुझे अपने सिर कटवानेवालों के साथ होड़ नहीं करनो चाहिए थी। कल तू भी 
सारा जायेगा!” माहेसितारा ने कहा और जाकर अपने बिस्तर में लेट गयी। 

थोड़ी देर बाद जञाहजादे ने आंधें खोलीं, अंगड़ाई ली और गहरी साँस खींचकर छींका 


॥67 


:जैसे उसकी नींद अभी-अभी खुली हो। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और अपनी प्रियतमा की 
ओर देखकर कहने लगा। माहेसितारा को अभी नींद नहीं आयी थी और वह मन-ही-मन अभागे 
प्रेमो पर हंस रही थी, उसका इरादा बाद में उसको खूब हंसी उड़ाने का था। इस बीच शाह- 
जादा बोला: 

“ऐ, मेरी ज़िंदगी, मेरी प्यारी, मेरी खूबसूरत पाहेसितारा! मैंने कितना आहइचर्यजनक 
सपना देखा। ” और उसने अभी-अभी माहेसितारा के साथ हुई सारी बातों के बारे में विस्तार- 
पूर्वक सुनाता शुरू कर दिया ... 

माहेसितारा 'शाहज़ादे के सपने का किस्सा सुनकर समझ गयो कि इस बार उसका पाला 
एक ऐसे आदमी से पड़ा है, जो दूरदर्शों है और पहले से ही उसके विच्वारों का पता लगाकर 
उनके बारे में मताने और उसके साथ प्रतिहंद्विता करने की क्षमता रखता है। ऐसे आदमी को 
घोखा देना और सजा वेने का खयाल भी मन में लाना उसके स्वयं के लिए खतरनाक हो सकता 
है। इस लिए बह पर्दा हटाकर शाहज़ादे के पास आयी और बोली: 

“ऐ, मेरे घूबसूरत बहादुर नौजवान, तुम्हारी आवाज़ में अजीब आकर्षण और मिठास 
है ! बहुत-से खूबसूरत नौजवान मेरे प्यार में पागल होकर मेरे पास अपने सिर कटाने आये 
और मै अपनो सुंदरता के कारण छूनी जञाहज़ादी के नाम से मशहूर हो गयो। अपने सारे प्रेमियों 
को मैंने अपनी खूबसूरती पर हमला करनेवाला समभा और उन सबके सिर कटवा दिये। 
इस महल में क़दम रखनेवालों में से कोई मी मेरी ज्ञर्त पूरी न कर सका और कोई भी यहाँ 
से जिंदा वापस नहीं गया। तुप्त भी प्रेमी हो। पर अगर मैं खूबसूरती की शाहजादी हूँ, तो 
तुम प्रेमियों के बादशाह हो और हमारे बीच हुए मुकाबले में जीत प्रेमियों के बादशाह की 
हुई ... ऐ मेरे बादशाह , मेरे बहादुर प्रेमी . तुमने मेरा दिल जीत लिया!” 

शाहज़ादी और शौकत प्रग्राढ आलिंगन में बद्ध हो गये। 

इस तरह भाहज़ादे ने माहेसितारा की शर्त पूरी करके अपना सपना सच्चा कर लिया। 
आर्काक्षाओं की कलियां खिलकर फूल बन गयी और उनका अभिनंदन करते हुए बुलबुलें, 
तोते और फ़ाख्ताएं गा उठीं। माहेसितारा अपने सोने के पलंग पर सो रही थीं, पर अकेली 
नही ... 

हमेशा जब्र भी कोई प्रेमी सुंदरी माहेसिटारा की शर्तें सुनकर उन्हें पूरा करने को फोशिश 
करता था, तो सारे झहर और महल के लोगों के बिल दहल उठते ये। सब अपने मन में दर्द 
छिपाये प्रेमी को किस्मत के फ़ैसले का इंतज़ार करते रहते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 
जैसे ही शाहज़ादा श्रौकत महल के. अंदर घुसा , लोग घबरा उठे। 

“ बेचारा , पसा नहीं कल सुझ पर क्या बीतेगी! ” यह बात उन हज़ारों लोगों के मुंह 
से बरबस निकल गयी, जो अपनी नोद और चैन खो मैठे थे। सबसे ज्यादा दुःख महल के 
नौकरों को हो रहा था, जो फटे सिर देखते-देखते उकता चुके ये और सहानुभूति के साथ 
झाहज़ादे की जोत की दुमा माँग रहे ये। दिन निकला। जल्लाद भी जाग चुका था। वह बड़ो 
शान से टहल रहा था और बार-बार छून यें सनी तलवार निकालकर बड़े मज़े से उसकी 


॥68 


धार तेद्ध करके म्यान में डाल लेता था। यह घिनौने चेहरेवाला जल्लाद बड़ी उत्सुकता से 
सुबह होने का इंतजार कर रहा था और उसे यह सोचकर बड़ा आनंद आ रहा था कि वह डरे 
हुए शिकार की गर्दन कैसे काटेगा। 

महल के सामने का चौक लोगों से भर गया था। धहेसितारा के प्रेमी का महल से बाहर 
निकलने का समय हो गया , पर वह अभी तक दिखाई नहीं दे रहा था। लोग आपस में फाना- 
फूसी करने लगे: 

“अगर उस नौजवाम ने शाहजादी माहेसितारा को शर्तें पूरी कर दी: होतीं, तो वहू अब 
तक जीत की खुक्षी में चिल्लाता हुआ बाहर आ गया होता। यानी वह शर्तें पूरी नहीं कर सका 
है और अंतिम क्षणों में उन्हें प्रो करने को कोशिश कर रहा है। पर वह शायद ही ऐसा कर 
पाये। इसका मतलब है कि आज उसका कटा सिर मी दीवार पर ठोक विया जायेगा।" 

सब बुरे अंजाम का ही इंतज़ार कर रहे थे। आंगन में काम करनेवाली लड़कियाँ रोने 
लगी थी, उन्हें लग रहा था कि कुछ ही क्षणों में शाहज़ादे का कटा हुआ सिर उन्हें विश्वाई 
पड़नेयाला है... पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस अजीब बात की सूचना लड़कियों 
ने बादशाह को दी, वह भरी हैरत में पड़ गया। कुछ समय और बीता , पर न शाहज़ादा दिखाई 
दिया और न ही उसका कटा सिर ... जल्लाद भी खड़ा-खड़ा उकता चुका था। उसका दिल 
जोर से धड़कने लगा, आँखों में खून उतर आया और वह खूंख़्बार जानवर की तरह अपने 
शिकार पर भपटने के लिए दांत पीसने लगा। लोगों ने शाहज़ादे को ज़िंदा बाहर निकलते 
देखने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे यही सोच रहे थे कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद जल्लाद 
कटा सिर लेकर बाहर निकलनेवाला है। समय बीतता जा रहा या, न शाहज़ादे की कोई 
खबर थी और न ही माहेसितारा की। बादझ्ञाह वास्तव में घबरा उठा। अंत में वह धैर्य खो 
बैठा और उसने लड़कियों को माहेसितारा के कक्ष में, उसकी इजाजत के बिना ही, जाकर 
पत्ता लगाने का हुक्म दिया कि वहाँ क्‍या हो रहा है। ऐसा ही किया गया। लड़कियाँ घोरे-से 
दरयाजा खोलकर माहेसितारा के कक्ष में घुसीं। नौजवान अपनी जगह पर नहीं था। उन्होंने 
जल्दी से पर्दा हटाकर देखा, तो श्ाहज़ादे और माहेसितारा को एक वूसरे की बाहों में लिपटे 
पाया। 

“ ज्ञाहजादी माहेसितारा के प्रेमी ने उसकी बर्तें पूरी कर दीं!” सब लड़कियाँ खुशी से 
चिल्ला उठीं। एक लड़की फ़ौरन भागकर बादशाह सलाम के पास पहुँची और उसे यह खुबा- 
ख़बरी दी। बादशाह की प्रसन्‍्तता को सीसा न रही, उसने फ़ौरन अपने खज़ौँती को बुलवाकर 
उस लड़की को सिर से पैर तक सोने से ढकने का हुक्म दिया। तुरंत महल में और फिर सारे 
शहर में क्रहनाइयाँ बज उठीं , लोग खुशी से पागल हो उठे। खुशी को यह लहर महल के चौक 
से शुरू हुई, जहाँ सोग शाहज्ादे की किस्मत के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे ये। षाहनाइयों 
और जराजों की आयाज़ सुनकर वे दंग रह गये , पर थोड़ी देर बाद ही कारण समझ में आने 
पर सच्चे दिल से खुशी मनाने लगे। सब शाहज़ादे शौकत और शाहजादी साहेसितारा को तारीफ़ 
करते हुए अपने-अपने घर लौट गये। सिर्फ़ अकेले जल्लाद को ही इस घुशखबरी से खुशी नहीं 


69 


हुई। झहनाइयों और बाजों की आवाज़ों से माहेसितारा और ज्ौकत की नींद खुल गयी। 
बादशाह सलाम ने सबसे पहले नववियाहितों को बधाई दी, बेशक़ीप्रती कपड़े शाहजादे को 
पहनाये और उप्तके बाद अपने देश के सारे लोगों को माहेसितारा और ज्ञौकत की शादी की 
खुशी में चालीस दिन की दावत दी, खज़ाना खोलकर अपना सारा सोना-लाँदी प्रजा में बांटना 
शुरू कर विया। 

पति-पत्नी के रूप में शौकत और माहेसितारा का जीवन सुच्च-चैन से बीता। 


पिता को अंतिम इच्छा 


एक आदी के तोन बेटे थे। जब उसका अंतिम समय निकट आया , 
तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और बोला : 

“बेटा, मेरे मरने के बाद क्या तुम तीन रात मेरी क़द्र के 
पास गुज़ार सकते हो?" 

“नहीं, मैं क़ब्य के पास नहीं सो सकता, ” बड़े बेटे ने जवाब 
दिया। 

उस आदमी ने अपने मंभले बेटे को बुलाकर बही सवाल किया, 
पर उसने भी ऐसा करने से इंकार कर दिया। तब उस आदमी ने सबसे छोटे बेटे को बुलाकर 
चूछा : 

“ बेटा, क्या तुम मेरे भरने के बाद तीन रात मेरी कब्र के पास सो सकते हो?” 

छोटा बेटा बोला: 

“पिता जो, अगर आप चाहें , तो मैं तीन नहीं सौ रातें आपकी क़ब्र के पास गुज़ार सकता 

7 
हट अपने बेटे के ये शब्द सुनकर पिता ने शांति से आँखें पूंद ली और यह संसार छोड़ दिया। 
पिता को दफ़्नाने के बाद छोटा बेटा क्षोक प्रमाता हुआ क़द्य के पास ही बैठा रहा। आधी रात 
बीते वहां एक सफ़ेद घोड़ा आसमान से उतरकर आया। घोड़े पर पूरा साज् था और सब 
त्तरह के हथियार उस पर बंधे थे। घोड़े ने सरपट दौड़ते हुए क़न्न के तोन चक्‍कर लगाये। 
छोटे बेटे की नींद खुल गयी। यह घोड़े को पकड़कर पूछने सगा : 

“' तुमने सरपट दौड़ते हुए मेरे पिता को कब्र के तौन चक्कर क्यों लगाये?” 

“मैं कभी तुम्हारे पिता का वफ़ादार घोड़ा या और इस समय तुम्हारे पिता को श्रद्धांजलि 
अर्पित करने के लिए आसप्तान से उतरकर आया हैँ,” घोड़े ने जवाब दिया और वहाँ से 
वापस आसम्रान में गायब होने से पहले उसने अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोहकर 
लड़के को दे दिये। 


क्‍70 


“ अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीवत आये, तो तुम मेरा एक बाल जलाना और मैं फ़ौरन 
तुम्हारे पास आ जाऊंगा , ” घोड़ा जाते-जाते बोला। दूसरी रात भी छोटा बेटा अपने पिता की 
कम के पास बैठा रहा। ठीक आघी रात के समय तक काला घोड़ा "आसमान से उतरा और 
उसने भी सरपट दौड़ते हुए कमर के तीम चक्कर लगाये। लड़के ने काले घोड़े को पकड़कर 
पूछा : 
“ तुम आसमान से क्यों उतरे और तुमने पेरे पिता की कब्र के तीन चक्कर क्‍यों लगाये?” 

* मैं कभी तुम्हारे पिता का वफ़ादार घोड़ा था और मुझ पर सवारी करने में उन्हें बड़ा 
मज़ा आता था। उनके मरने के बाद मैं आसमान से अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए उतरा हूँ, 
तुम्त भी मुझे याद रखना,” घोड़े ने कहा और अपमी लंबी अयास के कुछ बाल अपने दांतों 
से तोड़कर लड़के को दिये और जाते-जाते बोला: हैं 

“अगर तुम पर कोई मुसीबत आये, तो मेरा एक बाल जलाना, उसी क्षण मैं तुम्हारे 
पास पहुँच जाऊँगा। 

छोटा लड़का तीसरी रात भी पिता की क्रब् के पास बैठा रहा। ठीक आधघो रात के समय 
एक लाखी रंग का थोड़ा, जिस पर पूरा साज़् और हथियार थे, आसमान से उतरकर आया 
और सरपट दौड़ते हुए उसके पिता की क़ब्र के तीन चक्कर लगा गया। लड़के ने घोड़े से पूछा : 

“ तुमने क्यों सरपट दौडते हुए मेरे पित्ता की क़ब् के तीन चक्कर लगाये?” 

“ मैं तुम्हारे पिता की सेवा कर चुका हूँ। जहाँ भी वे जाना चाहते थे, उन्हें फौरन वहां 
पहुँचाने के लिए मैं हमेज्ञा तैयार रहता था। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे, इस लिए मैं 
अपना आखिरी फ़र्ज पूरा करने के लिए बासभान से उतरकर आया हूँ," यह कहकर घोड़े ने 
अपनी अयाल के कुछ बाल अपने दांतों से तोड़कर लड़के को दिये और ग़ायब हो गया। 

लड़का चौथी रात भी अपने पिता की क़ब्र के पास बैठा रहा। पर उस रात कोई नहीं 
आया। अपने पिता की अंतिम इच्छा का असली मतलब समझकर छोटा लड़का क़ब्र के पास 
से उठकर घर आ ग्रया। पिता जो कुछ छोड़ गये थे, उसे तीनों भाइयों ने आपस में बाँट 
लिया। पर यह सब ज्यादा दिन न चला, इसलिए तीनों चरवाहे का काम करने लगे। छोटा 
बेटा ईमानदारी से अपना काम करता था, पर उसके दोनों बड़े भाई अकसर दूसरों के जानवर 
शेच ठेते थे, पैसा खा-पी जाते थे, या उन्हें काटकर खा जाते थे। अंत में जब लोगों को गुस्सा 
आया तो उन्होंने तीनों माइयों को अपने गांव से तिकाल दिया। तीनों भाई यहां से निकलकर 
दूसरे गांव में चरवाहे का काम करने लगे। एक बार छोटा भाई ढोर चरा रहा था, तो बाफ़ी 
दोनों भाई घूमने के लिए शहर चले गये। उन्होंने शहर में एक अत्यंत आकर्षक और दिलचस्प 
यात वेखी। वहाँ के भादशाह के हुक्म से शहर की सबसे बड़ो मेहरात के सहारे एक चालीस 
सीढ़ियोंवाली न्रौड़ी नसोनो लगा दी गयी और उसकी सबसे ऊपरी सोढ़ो के पास बावशाह की 
बेटी के बैठने के लिए तंयू तान दिया गया और सारे शहर में यह एलान करवा दिया गया: 

“जो कोई घोड़े , गधे था ऊंट पर बैठकर इस नसीनी की सबसे ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ 
जायेगा और ज्ञाहज़ादी के हाथ से पानी का प्याला पीकर , उसकी अंगूठी लेकर नीचे उतर 


रा 


आयेगा, उसके साथ झ्ाहज़ादी की शादी कर दी जायेगी। बादशाह सलामत इस बहादुरी 
के कारतामे और ज्ञादी की खुशी में चालीस दिन की दावत देंगे। ” 

यह खबर बिजली की तरह सारे वेज्न में फैल गयी। हजारों लोग अपने-अपने घोड़ों, ऊंटों 
जौर गधों पर सवार होकर शहर पहुँचने सगे। और बहुत्-से बहादुर नौजवान चालीस सीकढ़ियों- 
जाली नसीनी पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। पर उनमें से कोई मी सबसे ऊपर को सीढ़ी 
तक भ पहुँच पाया और कई तो गिरकर भर भी गये। दोतों बढ़े माहयों ने जी भरकर यह 
गज़ारा देखा और धर आकर अपने छोटे भाई को सुनाने सगे: 

“अहा ! आज शहर में हयने कितना मज़ेदार नजारा देखा! ” 

/ आपने ऐसा कौन-सा प्रज़ेदार नजारा देखा, मुझे भी बताइये,” छोटा : भाई पूछने 
लगा। 

“बादशाह के हुक्म से चालीस सीढ़ियोंबासी एक नसीनी लगायी गयी है। अगर कोई 
अपने घोड़े पर बैठकर आखिरी सीढ़ी तक क्रढ़ जायेगा बौर शाहज्ादी के हाथ से पानो का 
प्याला पीकर और उसकी अंगूठो लेकर नीचे उत्तर आयेगा, तो बादक्ाह उसके इस बहादुरी 
के कारनामे की खुझी में दावत देगा और अपनी बेटी की शादी उस बहादुर के साथ कर देगा। 
बहुत-से बहादुर नौजवान घोड़ों, ऊँटों और गधों पर सवार होकर ऊपरी सीढ़ी तक पहुँचने 
की कोशिश कर रहे हैं, पर सफलता अभी तक किसो के हाथ नहीं लगी और कई तो गिरकर 
मर चुके हैं या अपाहिज हो गये हैं। कितना मजेदार तमाज्ना देखा हमने ! ” 

“ अच्छा तो कल आप लोग जानवर चराना और मैं शहर जाकर यह नजारा देखूँगा , 
छोटा भाई, बोला। और बड़े भाइयों ने जवाब दिया: 

” नहीं, अगर तृ चला गया तो हम लोग मूखे रह जायेंगे। 

दूसरे दिन भी दोनों बड़े भाई नजारा देखने मये। उनका छोटा भाई शाम होने तक जानवर 
चराता रहा। उसके बाद उसने उन्हें पोपलर के एक बड़े पेड़ के नीचे जमा कर दिया और 
सफ़ेद घोड़े का एक बाल जलाया। फ़ौरन पूरे साज़ और हथियार से लैस सफ़ेद घोड़ा आसमान 
से उतरकर उसके सामने आ छड़ा हुआ। छोटा भाई पुड़सवार के कपड़े पहस और हथियार 
बांघकर सफ़ेद घोड़े पर सवार हो गया और शहर की ओर सरपट भाग अला। थोड़े को सीधे 
उस नसीनो के पास ले जाकर वह जोर से विल्लाया: “ छू!" चोड़ा बड़ी तेज़ी से अ़्तीसवीं 
सीढ़ी तक पहुँच गया, पर घुड़सवार ने घोड़े को मोड लिया और वापस उतर आया। यहाँ 
जमा लोगों की भीड़ में से कुछ ने आवाज़ दी: “अरे, मौजवाम, एक बार * छू” और कहो 
और तुम ऊपरी सीढ़ी तक पहुँच जाओगे!” पर तब तक वह जा चुका था। स्तेपी में लौटकर 
बहू फिर से जानवर चराने लगा, जैसे कुछ हुआ हो न हो। दोनों बड़े भाई घर आकर बड़े 
जोक्ष से उसे शहर में देखा क़िस्सा सुनाने लगे: 

“आज एक स्तेपी के घुड़सवार ने नसीनो पर घोड़ा चढ़ाने की कोशिश की। कितनी 
फुर्ती से अद्धतीसवीं सोढ़ी तक चढ़ गया यह ! पर जब दो सीढ़ियाँ ही बाफ़ो रह गयों, तो उसने 
घोड़ा मोड़ लिया और नीचे उतर आया।” 


472 


“अरे, भई . अब तुम मुझे मी कम-से-कसम एक वार तो शहर जाकर यह तमाझा देख 
लेने दो, ” छोटा भाई मिड़गिड़ाया, पर बड़े माई फिर बोले: 

“जाह रे वाह, अगर तुझे जाने दें . तो हमें खाना कौन छिलायेगा ? 

रात बीत गयी। सुबह होते ही बड़े भाई फिर तमाशा देखने के लिए शहर चल दिये। 
छोटें भाई ने भरपेट चराने के बाद जानवरों को पोपलर के बड़े पेड़ के नीचे वाँघ दिया। इसके 
बाद उसने काले घोड़े का एक बाल जलाया और पूरे साज़ और हथियारों से लदा काला घोड़ा 
आसमान से उतरकर फ़ौरन सामने आ बड़ा हुआ। छोटे भाई ने कपड़े बदले और हृथियार 
बाँघकर काले थोड़े पर श्रहर की ओर दौड़ चला। लोगों ने देखा कि आज यह नौजवान जिस 
भ्रोड़े पर सवार है, वह उसके कलवाले घोड़े से चालीस गुना बेहतर है। छोटे भाई ने नसीनी 
के पास घोड़े को लाकर एड़ लगायी और “छू' कहा। घोड़ा पलक भपकते ही उनतालीसवीं 
सीढ़ी तक चढ़ गया, पर सवार ने वहाँ से घोड़ा मोड़ लिया और उस पर बैठा सीढ़ो से नीचे 
उतर आया। लोग चिल्त्ाने लगे: “अरे, भई, एक बार और 'छू' कहो और छुहहारा घोड़ा 
संबू तक पहुँच जायेगा!” ज्ञाम दलने लगी थी, लोगों ने सोचा कि अब इससे .ज़्यादा मज़ेदार 
तमाझा देखने को नहीं मिलेगा और सब वहाँ से अपने-अपने घर लौट गये। दोनों बड़े भाई 
घर लौटकर अपने छोटे भाई को बढ़े जोश के साथ आज के नजारे के बारे में बताने लगे: 

“ आजवाला घोड़ा कल॒वाले से कहीं ज़्यादा अच्छा था। सवार के “'छू' कहने की देर 
थी कि वह पलक भापकते ही उनतालीसवीं सीढ़ी तक जा पहुँचा , पर उस बहादुर नौजवान ने 
खुद ही घोड़े को वहाँ से मोड़ लिया और नीचे उतर आया। ” 

छोटा भाई फिर अपने बड़े भाइपरों की आरजू-मिन्‍नत करने लगा: 

“ आज तो कम-से-कम तुम लोग जानवर चरा लो , मैं भी शहर जाकर यह मज़ेदार तमाद्ा 
देखना चाहता हूँ। 

“ अगर तू चला ग्रया, तो हम लोग खायेंगे क्या?” बड़े भाई बोले और उसे शहर नहीं 
जाने दिया। 

रात बीती और फिर सुबह हुई। दोनों वड़े भाई फिर शहर चले भगये। छोटे भाई ने फिर 
जानवरों को मरपेट चराया और उन्हें पोपलर के घने पेड़ के नोबे बांघ दिया। इस विन उसने 
लाखी रंग के घोड़े का बाल जलाया और यह फ़ौरन पूरे साज़-सामान और हथियारों से लदा 
आसमान से उतरकर सामने आ छड़ा हुआ। लड़के ने कपड़े बदले, हथियार बांधे और घोड़े 
पर सबार होकर छाहर की ओर दौड चला। नसीनी का एक सक्‍्कर सगाकर उसने कहा “छू! ” 
और पलक भपकते ही धोड़ा चासीसयों सीढ़ी पार करके शाहज़ादी के तंबू के सामने आ खड़ा 
हुआ। लड़के ने शाहज़ादी के हाथों से पानी का प्याला पिया, उसकी उंगली से अंगूठी उतारी 
और घोड़े पर बैठे-बैठे ही नीचे उतर आया। दोनों ज़ड़े भाई लौटकर अपने छोटे माई को 
पूरा हिसाब देकर सुनाने लगे कि कितने ऊंट , घोड़े और गधे उस नसीनी पर से गिरकर मर 
भये। 

“पहला धोड़ा दूसरे घोड़े के मुकाबले में कुछ भी नहीं था, पर आज हमने उसका तीसरा 


475 


घोड़ा देडा , जो दूसरे से भी कई गुना बेहतर घा। उसने सब लोगों के सामने अपने घोड़े पर 
सवार होकर नसीनी का एक चक्कर लगाया और उसके एड़ लगाकर “छू! ' कहते ही घोड़ा 
बिजली की तरह दौड़ा और चालीसों सीढ़ियां पार कर गया। घुड़सवार धोड़े से उतरा, ज्ञाह- 
जादी के हाथों से पानी का प्याला पिया और उसकी उंगली से अंगूठी उतारकर घोड़े पर बैठा 
नीचे उतर आया। ” 

छोटा भाई फिर बड़े भाइयों को मनाने लगा 

“ आप लोगों ने कितना मजेदार तमाज्ञा वेल्ला , मुझे भी कम-से-कम एक दिन के लिए तो 
छोड देते , ताकि मैं मी एक बार ऐसा मज़ेदार नजारा देख लेता। 

माई कहने लगे कि बावणाह सब लोगों को दावत दे चुका है और अब और कोई 
तमाजा नहीं होगा। तीनों भाई पहले को सरह ढोर चराने लगे। एक विन उन्होंने यह एलान 
सुना : 
“ जिस नौजवान ने श्ञाहज़ादी के हाथों से पानी का प्याला पिया और उसकी उंगली से 
अंगूठी उतारी है, वह फ़ौरन महल में बादशाह के सामने हाजिर हो जाये। बादशाह सलामत 
अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देंगे और बहुत शानदार दावत देंगे। ” 

पर महल में कोई नहीं आया। तब बादज्ञाह ने फिर एक बहुत बड़ी दावत दी और एलान 
किया : 

“ दावत में हर आनेदाला जब हाय घोयेगा, तो मेरे आदमी उसके हाथों को बड़े ध्यान 
से देखेंगे और झाहज़ादी की अंगूठी नज़र आते ही मुझे ख़बर करेंगे।” 

बादशाह ने तीस दिनों तक अपनी प्रजा को खूब ज्ञानदार दावत दी और उन्हें भरपेट 
खिलाया और पिलाया। जब लोग हाथ धोते , तो बादशाह के आदमी बड़े घ्यान से उनके हाथ 
देखते , पर ज्ाहडादी की अंगूठी पहने कोई आदमी वहाँ नहीं आया। 

“और कोई बाक़ी तो नही रह गया?” बादज्ञाह ने पूछा। 

“बचे हैं तो सिर्फ़ स्‍्लेपी के चरवाहे ,” बज्धीर ने जवाब दिया। 

बादशाह ने फ़ौरन उन्हें भी बुलाकर बिलाने-पिलाने का हुक्स दिया। एक वज़ोर चरवाहों 
को बुलाने गया। और जब वे हाथ धोकर महल में घुसने लगे , तो बादशाह के आदमी ने छोटे 
भाई की उंगली में काहज़ादी फी अंगूठी पहचास ली। दोनों बड़े भाई आदचर्यचकित रह गये : 

“ शाहजादी की अंगूठी हमारे छोटे भाई के पास कैसे पहुँची ? 

तब छोटे भाई में उन तीनों रातों का ड्रिस्सा सुनाया, जो उसने अपने प्रिता की ख़बर के 
पास गुड्ारी धीं। बड़े भाई बहुत पछताये और कहने लगे कि अपने पिता को आखिरी हच्छा 
पर कोई ध्यान न देने के कारण हमें यह सज्जा मिल रही है। उन्हें बस इतने पर ही संतोष 
करना पड़ा कि उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी की दावत खायी। 

चालौस दिनों तक दावत चलतो रही और उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी 
उस चरवाहे के साथ कर दो। 

एक महीना बीता कि अचानक बादशाह मर गया। प्रजा ने बादशाह के दामाद की अपना 


74 


बादशाह बना दिया। दोनों बड़े भाई यह देखकर फिर पछताने लगे: 

“ हमारी तो क़रिस्मत फूटो है। हर उस आदमी का भी यही हाल होगा जो अपने पिता 
की अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेगा। 

छोटे भाई की सारी आकांक्षाएं पूरी हुई और वह सुख-चैन से राज करता रहा। 


सुनहले देश का भहावोर 


किसी समय एक बूढ़ा रहता था। उसका इकलौता बेटा दस साल 
का था। बूढ़ा बहुत ग़रीब था, अधपेट खाकर और कपड़ों के नाम 
पर चिथड़े पहनकर गुज़ारा करता था। एक बार वह अपने बेटे 
को लेकर अपने घनवान पड़ोसी सलीमबायथ के पास आया और 
रोता हुआ बोला: 

“ जमीदार साहब, हमारी मदद कीजिये। मैं और मेरा बेटा, 
आप जो मी हुकम दें , करने को तैयार हैं। हम पर रहम कीजिये। " 

सलीमबाय ने बूढ़े को सिर से पैर तक देखकर जवाब दिया : 

“ मेरे पास मुफ़्त का खाना नहीं है। तू पहले अपना पिछला क़र्ज़ चुका। अगर तू आजकल 
में मर गया, तो मेरा पैसा भी मारा जायेगा। जहाँ तक तेरे बेटे का सवाल है , तो वह किसी 
काम का नहीं है। 

बूढ़ा भौचक्‍्का रह गया। उसने कांपते हुए पूछा : 

“ ज्मीदार साहब . मैने आपसे कौन-सा क़र्ज़ लिया था? आपने तो मुझ्के कभी कुछ नहीं 
दिया! * 
सलोमबाय बूढ़े को खा जानेवाली नज़र से देखते हुए बोला: 

“ बकवास बंद कर , घोखेबाज़ बूढ़े ! तू मुझे घोखा देना चाहता है?” सलीमब्राय चिल्ला 
उठा और बूढ़े को कोडे मारने लगा। बूढ़ा मार न सह पाया जौर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी 
आँखों से आंसुओं को धारें फूट निकलीं। छोटा-सा रुस्तम कुछ समझ न पाया और अपने पिता 
से लिपटकर फूट-फूटकर रोने लगा। थोड़ी देर बाद होश आने पर बूढ़ा गिड़गिडाता हुआ 
बोसा : 

“ अगर मैं भूल गया हूँ, तो मुझे समझाइये कि मैंने कब और कितना फ़र्स़ आपसे लिया 
था और अब मुझे कितना चुकाना है।" है 

झस्तम अपने पिता की छाती से चिपटा पढ़ा था। सलीमबाय ने लड़के को खींचकर एक 
ओर धक्का दे दिया और बूढ़े का गरेबान पकड़कर कड़े स्वर में बोला: “कान खोलकर सुन 


375 


ले, धोखेबाज बूढ़े ! जब तेरी पत्नी भरी धी, तो लाश नहलानेवाली को पैसे किसने दिये थे? 
किसकी गाड़ी में तू बुजुर्गों को कब्रिस्तान ले गया था? चेहलुम के दिन सैकड़ों आदमियों को 
पुलाव किसने खिलाया था? तू मूल गया क्या कि तू और तेरा बेटा पुलाव पर कैसे टूट पड़े 
थे?” 

लालची सलीममाय के सफ़ेद भूठ पर बूढ़े को बहुत गुस्सा आया। हे 

पर अपने बुढ़ापे और भूख के कारण यह कुछ भी न कर पाया। उसमें तो उठकर बड़े 
होने की ताक़त भी नहीं रह गयी थी। इसलिए वह फिर गिड़गिडने लगा: 

/ज़मीदार साहब, आपने ही तो कहा था, ' भेहसुम के दिन पुत्नाव मैं बनवाऊंगा, तू 
और तेरा बेटा भी आकर खा लेना।” हमारे ऊपर रहम कीजिये और मेरे बेटे रुस्तमजान को 
मत सताहये ... ” 

मूढ़ा यह कह हो रहा था कि वहाँ का इसास दरवाज्शा खोलकर अंदर आया। सलीमयाय 
हरमाम की ओर देखकर बोला: 

“ अगर तुभको विश्वास न हो तो, इनसे भी पूछकर देख ले। " 

इमाम ने जी-हुजूरी के स्वर में सलीमबाय से प्रूछा: 

“क्या मामला है? आप मुझसे क्‍या पूछना चाहते हैं?" 

इस पर सलीमबाय बोला : 

“ पिछले साल ईद के मौक़े पर हमने मृहल्ले को जो पुलाव खिलाया था, उस दिन आपने 
इस बूढ़े की पत्नी के लिए दुआ मांगी थी पा नहीं?” 

इमाम सलीमबाय की बात का असली मतलब समझ गया मौर बड़े आत्मविश्वास के 
साथ बोला : 

“बिलकुल ऐसा ही हुआ था। हमने इस दावत में बूढ़े की पत्नी के लिए फ़ातिहा पढ़ा 
या। 

सलीमबाय बूढ़े को घूरते हुए कहने लगा: 

“ सुना तूने ? एक पड़ोसी की तरह मैंने तुक पर रहम खाकर अपना पैसा खर्च किया, 
एक नेक काम किया, और तूं, धोखेवाज़ बूढ़े, इस सबसे इनकार करता है! " 

इसाम भी सलोमबाय की हां में हां मिलाते हुए नसीहत देने लगा: 

“ तुम ऐसी गुस्ताली कभी मत करना , तुम्हें तो सलीमबाय का शुक्रगुज्ञार होना चाहिए! 
चेहलुम के पुलाय का सारा खर्चा तुम्हें अपने ऊपर ले लेना चाहिए।” 

बूढ़ा रो पड़ा। 

“/' हम पर क्या पहले ही कम मुसीबत पड़ी थी! हमें रोटी का एक टुकड़ा तक तो मिलता 
नहीं , कमी पेट भर नहीं पाते और इस पर यह इतना बड़ा कर्ज हमारे सिर पर लद गया, " 
बूढ़ा बोला और रोते हुए रुस्तम को सीने से क्षिपटा लिया। “ मेरे ग़रीब बेटे , मैं बूढ़ा हो 
गया , मेरी ज़िंदगी तो कट गयी. पर अब तेरा क्या होगा ... ” 

इभाम बूढ़े को घूरते हुए बोला: 


476 


“ अरे बेवक़ूफ़ , रोता क्‍यों है? जमींदार साहब तुभसे यह तो नहीं कह रहे हैं कि तू इसी 
वक्‍त क़र्ज़ चुका। जब तेरे पास पैसा हो जाये, तब दे देना। बस इनकार मत करना। कुछ 
दिनों में तेरा बेटा बड़ा हो जायेगा, कोई काप्र सीखकर कमाने लगेगा, तब तू कर्ज चुका 
देना। 

कर्ज चुकाने के लिए इतना लंबा समय मिलने पर बूढ़ा आफ्चर्यचकित हो गया , पर “हां” 
कहने के अलावा उसके पास कोई चारा न रहा। 

इमाम ने बूढ़े की ओर देखकर कहा: 

“पर 'हां' कहना ही काफ़ो नहीं होगा। पहले सलीमबाय से सुन ले कि सुके उनका 
कितना कर्ज चुकाना है और उसे अच्छी तरह याद कर ले। ” 

बूढ़ा पसोपेश में पड़ा चुपत्नाप सुनता रहा। 

इमाम ने काग़ज़ और क़लम लेकर कुछ लिखा और शिष्टतापूर्वक जमींदार से बोला: 

“ जनाब , बूढ़े ने आपसे कितना कर्ज लिया था? 

“ पन्द्रह अशरफ़ियाँ ,” घलीमबाय ने जवाब दिया। 

बूढ़े ने अपने जीवन में कभी एक अश्वरफ़ी को हाथ से छुआ तक नहों था। इसलिए ”पन्दरह 
अशरफ़ियां ” सुनकर ही बेचारा घबरा उठा। इमाम ने पनद्रह अश्वरफियों का कर्ज-पत्र बनाकर 
बूढ़े से अंगूठा लगाने को कहा। बूढ़ा “हां” पहले ही कह चुका था, इसलिए उसे कर्ज-पत्र 
पर अंगूठा लगाना ही पड़ा। इमाम के जोर देने पर रुस्तम को भी यही करना पड़ा। 

“अब तुम लोग जा सकते हो। तेरा बेटा बड़ा होकर कमाने लगेगा , तो चुका देगा, 
इमाम ने कटाश्नपूर्ण स्वर में कहा। 

बूढ़ा और उसका बेटा सलीमबाय से रोटी का एक टुकड़ा मांगने आये थे, पर वहाँ से 
के लौटे पन्द्रह अश्नरफ्ियों के कर्जदार होकर। 

घर की ओर जाते समय बूढ़े को उसका पड़ोसी सिद्दीक मोची मिला। सिद्दीक को अपनी 
मुसीबत का हाल सुनाकर बूढ़े ने पूछा: 

“ अब मैं किससे इंसाफ़ मांगूँ?" 

पड़ोसी एक गहरी सांस लेकर निराश्ञापूर्ण स्व॒र में बोला: 

“तुम जाल में फंस गये हो, अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस शहर का हाकिम 
इस नीच सलीमबाय का दामाद है। अब तो बस एक ही रास्ता रह गया है कि तुम जो कुछ 
हो गया है, उसे मान लो! ” 

बूढ़ा अपने बेटे रुस्तम को सीने से त्रिपकाये रात मर सोचता रहा। तरह-तरह के विचार 
मूढ़े के दिमाग़ में आते रहे और इसके साथ-साथ भूखे बेटे को सिसकियां भी सुनाई देती रहो। 
इतना दुःख बूढ़े फे बर्दाश्त के खाहर था। 

आधी रात हो चुकी थी, सब मीठी नींद सो रहे थे, पर बेचारा बूढ़ा आहें भरता हुआ 
तड़प रहा था। उसी समय फाटक ठेलकर तीन आदमी बूढ़े के सिरहाने आ खड़े हुए। उनमें से 
एक बूढ़े के लात मारकर बोला : “ उठ , घोखेबाज ! ” बूढ़ा उतना डर से नहीं चौंका , जितना 


7 


इुब्नू, “ बिनबुलाये मेहमानों ” के अप्रत्याशित व्यवहार से और कह उठा: 
. “आप लोगों को मुभसे क्‍या चाहिए?” 

“ घर खाली कर इसी वक्‍त !” वह आदमी चिल्लाकर बोला। 

बूढ़े को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और वहू घबराकर बोला: 

“ आपको शायद ग़लत्फ़्हपी हो गयी है, यह घर तो मेरा है। 

तब दूसरा “ बिनबुलाया मेहमान ” बड़े कड़े स्वर में बोला: 

“ तू हमें घोखा नहीं दे सकता। हम शहर के हाकिम के नौकर हैं। तूने एक साल पहले यहू 
मकान सलोमबाय को पन्चह अशरफ़ियों में बेचकर रक़म नक़द ले ली थी। ज़मींदार नेक हैं 
और अभी तक यहो सोचकर इंतज़ार कर रहे थे कि तू मकान बिना कहे अपने आप खाली कर 
देगा, पर तू घोखेमाज़ निकला। 

बूढ़े ने अपने सिर पर एक नयी मुसोबत आती महसूस करके रोते हुए कहा : 

“ पैंने सकान कभी नहों बेचा और न ही बेचूंगा। ” इस पर तीसरे आदमी ने एक कागज 
दिखाकर ह्लेषपूर्ण स्वर में कहा : 

“तू कहता है “मैंने मकान नहीं बेचा ”? और यह रसीद किस बात की है? इस पर 
तेरे और तेरे बेटे के अंगूठों के निशान हैं। हाकिम ने बहुत नाराज़ होकर कहा है. ' अगर वे 
लोग खुद न जाना चाहें और जिद करें, तो उन्हें घसीटकर मकान से बाहर निकाल देना और 
काल-कोठरी में क़ैद कर देना !” 

यह हुक्म सुनकर बूढ़े के पैरों तले जमीन खिसक गयी। अपने बेटे रुस्तम को सीने 
से चिपटाये हुए उसे वह घर छोड़ देना पड़ा , जिसमें वह पैदा हुआ , इतने सालों से रहा और 
बूढ़ा भी हुआ था। बूढ़े का रोना-घोना सुनकर उसका पड़ोसी सिद्दीक़ और उसका सारा परिवार 
भी जाग गया। वे भागे-भागे बाहर आये। बूढ़े पर आयी नयी मुसीबत को देखकर उनकी आंखों 
में आंसू भर आये और अनायास ही उनके मुंह से एक ठंडी सांस निकल गयी। सिद्दीक की 
पत्नी ने बूढ़े को मक्का की एक रोटी दी और बोली : “ अल्लाह आपको हर समय रोटी देता 
रहे।” बूढ़ा रुस्तम को पीठ पर लादकर पहाड़ों की ओर चल दिया। 

बूढ़ा काफ़ी समय तक पहाड़ी टास्तों में मटकता रहा ... चारों तरफ़ सन्नाटा छाया हुआ 
था, जो कभी-कभी रुस्तम के सवाल से टूट जाता था: “पिताजी , हम कहां जा रहे हैं?” 
बूढ़ा अपने बेटे को जवाब में कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे स्वयं मालूम नहीं था कि वह 
कहाँ जा रहा है। मका-हारा वह आर्चा के भुरमुट में रुका। आर्चा के एक छोटे पेड़ के तने 
का सहारा लेकर वह बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। जब उसने आंखें खोलीं , 
तो हकका-बक्का रह गया - उसके सामने की पहाही पर एक बहुत बड़ा भालू अपने बच्चे के 
साथ खड़ा था और उस पर हमला करने ही वाला था। दोनों मालू उतकी तरफ़ आने लगे। 
ब्रेयारा बूढ़ा सांस रोककर पर्थर-सा बना वहीं छड़ा रह गया। उसकी ताक़त बिलकुल जवाब 
दे गयी थी और बचने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रुस्तम को सीने से जोर 
मे चिपटाकर बूढ़ा रो पड़ा। रुस्तम अपनी ओर बढ़ते हुए खूंख्वार जानवरों को देखकर 


॥78 


डर के मारे चीख उठा। रुस्तम की चीख सुनकर बूढ़े ने आंखें मीचे हुए ही सोचा कि अब उसका 
बेटा बच नहीं पायेगा और बेहोश हो गया। पर भानू धीरे-से उनके पास पहुँचा , रुस्तम को 
बूढ़े की बाँहों में से सावध्ानीपूर्वक निकालकर उसका हाथ अपने बच्चे के हाथ में धमा दिया 
और बूढ़े को उठाकर अपनी मांद में ले आया। 

सुबह सूरज निकला , बूढ़े ने आंखें खोलीं, तो देखा - उसका बेटा उसकी बांहों में नहीं 
था। उसने धबराकर चारों ओर देखा - रुस्तम भालू के बच्चे के साथ एक कोने में बैठा शहद 
था रहा था। मूढ़ा भौ्रनका रह गया। उसे अपनी आंखों पर विध्वास नहीं हुआ) यह जानने के 
लिए कि वह जो देख रहा है वह सपना है या सच , उसने रुस्तम को आवाज़ दी। रुस्तम काफ़ी 
देर से बेहोवा पड़े हुए अपने पिता की आवाज़ सुनकर फौरन भागकर उसके पास पहुँचा और 
बोला : 

“ पिताजी , उठिये , घोड़ा शहद खाइये। " 

“तुक्े इससे डर नहीं लगता ?” बूढ़े ने भालू फे बल्चे की ओर इछ्ारा किया। 

“ यह मेरा दोस्त बन गया है,” बेटा बोला। “ इसकी माँ हम दोनों को यहाँ ले आयी 
है। आपको लिटाकर बह मुझसे कह गयी हैः ' तुम लोग जोर मत करना , यह जितनी देर 
सोयें , सोने देना। मेरा बेटा तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों शहद खाओ , मैं अभी वापस आती 
हैँ ।" 

बूढ़ा आइचर्यचकित होकर ्स्तम को देखता रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह रुस्तम 
की बात पर विश्वास करे या नहीं। इसी बीच स्वयं रीछनी भी आ पहुँची। उसके एक हाय 
में रोटियाँ थीं और दूसरे में दूध से भरा तूंबा। रीछनी को देखते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और 
उसने भुककर सलाम किया। रीछनी दूध और रोटी जमीन पर रखकर बूढ़े से बोलो: 

“ बैठिये , आप तकलीफ मत कीजिये। मैं आपके लिए दूध और रोटी लायी हूँ। पहले 
खा लीजिये , फिर बातें करेंगे। 

रीछनी का अपने प्रति इतना प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर बूढ़े को बड़ा आह्ष्चर्य हुआ। रीछनो 
ने बूढ़े से खाने के लिए फिर आग्रह किया और बोली : 

» आप मेरे बारे में कुछ ग़लत न सोचिये। यहां के यहुत-से गड़रिये मेरे दोस्त हैं। वे लोग 
हाकिमों और जमींदारों को भेडें चराते हैं। यह दूध और रोटियां मैं उन्हीं से मांककर लायी 
हैं। 

बूढ़े ने एक ठंडी सांस लेकर रीक्ती को अपना दुखड़ा सुनाया। उसे सुतकर रीछनी बोली 

“आप अब मुओे अपनी बेटी समभिये और मेरे बच्चे को अपने बेटे का दोस्त घातिये । 
हम लोग यहां मिल-जुलकर रहेंगे। 

और वास्तव में वे सब चैन से यहाँ रहने लगे। बूढ़ा दिन में पहाड़ों में लकड़ी काटता और 
रीछनी रात को उसे उठाकर शहर के पास रख आती , जहाँ बूढ़ा उसे बेचता। इस तरह ये 
लोग अपनी जीबिका चलाते रहे। हस्तम रीछ के बच्चे के साय खेलता-कूदता बड़ा होने खगा। 
गड़रियों ने एक बार रुस्तम को रीछ के बच्चे के साथ कुक्ती लड़ते हुए देखा और उससे बहुत 


॥79 


प्रभावित हुए। पाँच-छ: साल में ही रुस्तम की ख्याति चारों ओर फैल गयी। कोई ऐसा पहलवान 
नहीं रहा था, जो रुस्तम का मुक़ाबला कर सके। उसकी असीम शझत्रित और फुर्ती के कारण 
गड़रिय़ों ने छस्तम का नाम रीकृपछाड पहलवान रख दिया था। 

एक बार जब छस्‍्तम और उसके पिता शहर में लकड़ी बेचकर लौट रहे थे , तो रास्ते में 
उन्हें अचानक बानात का चोग़ा पहने हुए और लचितकबरे घोड़े पर अकड़कर बैठा एक आदमी 
मिला , जो त्ामुक घुमा रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए बूढ़े ने रुस्तम से कहा: 

“ यही वह सलीमबाय है. जिसने हमारा घर छोनकर हमें बाहर निकाल दिया था।” 

सलीमबाय ज़रूरत से ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, बड़ी शान से मूंछों पर ताब देता 
हुआ मुस्करा रहा था, और उसके चारों ओर भीड़ जमा थो। लोग सब कुछ भूलकर किप्ती 
श्रीज़ को देखे जा रहे ये। 

अचानक रुस्तम को कराहने को आवाज सुनाई दी. जो जानी-पहन्नानी-सो लगो। रुस्तम 
भआगकर भीड़ में घुसा , तो उसने देखा कि उसके भाई रीछ के बच्चे को शिकारियों ने पकड़कर 
ऊंट पर लाद रखा है। लोगों की बातों से मालूम पड़ा कि सलीमबाय अपने बरादमियों के साथ 
जंगल में से री के बच्चे को पकड़ लाया है और अब हाकिम को भेंट करना चाहता है। 
हस्तम को बहुत गुस्सा आया। वह लघ्ककर रीक्ष के बच्चे के पास पहुँचा, एक पल में ही 
उसने सारी रस्सियाँ तोड़ फेंकी और अपने दोस्त ब्लोे गले लगा लिया। सलीमबाय के शिकारो 
रुस्तम पर टूट पड़े, पर जो भी क्िकारी उसके नजदीक आया . उसे उसने सिर पर उठाया 
और घुमाकर दूर फेंक दिया। जिसने भी एक बार छलस्‍्तम की ताक़त आजमा नो . उसने दुबारा 
उसके पास फटकने का खतरा सोल नहीं लिया। रुस्तम सलीमबाय की ओर लपका पर वह 
सिर पर पांव रखकर भाग निकला। छस्तम रीछ के बच्चे को गोदी में उठाकर जंगल की ओर 
चला गया। जिन लोगों ने हस्तम की असाधारण भक्ति, फुर्ती और बहादुरी देखी थी, ये 
उसकी तारीफ़ करने लगे। थोड़े दिनों में ही रुस्तभ की ख्याति सारे शहर में फैल गयी। 

सलीमबाय को रात को भी कपकंपी आती थी और यह डर के मारे घर से बाहर हो 
न निकलता था। हाकिम ने गुस्से में आकर हुक्‍्स जारी किया: "किसी भी क़रीमत पर उस 
पहलवान फो पकड़कर मेरे सामने हाजिर किया जाये , जिसने क्षिकारियों से रीछ के बल्ले को 
छीन लिया था।" पर किसी की भी हिम्मत नहों हुई कि जाकर रुस्तम को पकड़े और अगर 
किसी को जबरदस्ती भेजा भी जाता. तो यह बिना कुछ किये वापस आकर कहता, “ मुझे 
बहू मिला ही नहीं।” 

ग़रीब' और भूखे लोग, जिन्हें शहर में खाने को कुछ न मिल पाता था, रुस्तम को णरण 
में आकर अपने को सुरक्षित महसूस करने लगे। ये सब रुस्तम के साथ्र जंगल में लकड़ी काटकर 
शहर में बेचकर गुजारा करने लगे। सलोमज्राय को किसी ने बताया कि एस्‍्तम उसी बूढ़े का 
बेटा है, जिसे उसने उसका घर छीनकर निकाल दिया था। उन्हें यह भी बताया गया कि अब 
वे आज़ादी से पहाडों में रह रहे हैं और जमींदारों के अत्याचारों से तंग आकर शहर से भागने: 
वाले गरीबों को शरण और मदद दे रहे हैं। सलीमबाय यह सुनकर भड़क उठा और उसने 


480 


फ़ौरन शहर के हाकिम को सारी बास बताई। हाकिम ने एक सौ सैनिकों के साथ आर्चा के 
जंगल पर चढ़ाई कर दी रास्ते में उसने अपने सैनिकों से कहा: 

“जो भी रुस्तम को जिंदा पकड़कर लायेगा, उसके साथं मैं अपनी बेटी की शादो कर 
दूंगा और उसे सौ सैनिकों का अफ़्सर बना दूंगा।” 

हाकिम के सैनिकों के घोड़े हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगे। अंत में बे आर्चा के जंगल 
के पास एक छप्पर मे पहुँचे। 

हाकिस बड़े धमण्ड के साथ अपने सैनिकों से बोला: 

“ हम लोग इस छप्पर में छिप जाते हैं, नहीं तो हमारे आने की खबर पाकर रुस्तम पहाड़ों 
में भाग जायेगा। हम लोग रात को हमला करके उसे पकड़ लेंगे।"' 

बूढ़ा अपने साथियों के साथ शहर में लकड़ी बेचने गया हुआ था। रुस्तम अपने वोस्त 
रीछ के मच्चे के साथ एक छोटो पहाड़ी पर सो रहा था। शीतल पुरवैया रुस्तम के भेहरे को 
छूते हुए बह रही थी और रीछ के बच्चे की मुलायम खाल का स्पर्श भी उसे मधुर लग रहा 
था। उसकी नींद खुसी , तो उसने देखा - रीछनों उसे उठाकर कहीं ले जा रही है। एस्तम ने 
उससे पूछा: 

“क्या हुआ ? 

“ तुक पर हमला करके पकड़ना चाहते हैं। शहर का हाकिम अपने एक सौ सिपाहियों 
के साथ यहाँ आया हुआ है।” 

एक सुरक्षित जगह में पहुँचकर रीछनी ने छस्तम को जमीन पर उतार दिया। 

“आप मुझे यहाँ क्यों लायी हैं?” रुस्तम ने पूछा। 

“मैं तुके बचाना चाहती हूँ ,” उसने जवाब दिया। 

रुस्तम ने विरोध किया: 

“ आखिर हम कब तक बेकार ही उन लोगों से डरकर आते रहेंगे? चलकर उनका 
मुकाबला करना चाहिए!" 

रीछनो एस्तम को समझाने लगी: 

“बे लोग बहुत य्यादा हैं और थोड़ों पर सवार हैं और हमारे दोस्त इस वक्‍त झहर में 
हैं। ” | 

उसी समय रुस्तम का दोस्त रीक् का बच्चा इधर-उधर हिलता-होलता उनके पास पहुँचा। 
रुस्तम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। 

रीछनी ने फिर रुस्तम को भागने के लिए मनाया, पर बहादुर नहीं माना। तब उसने 
पूछा: 

“आखिर तू क्या करना चाहता है?” 

/ हम खुद ही दुश्मम पर हमला करेंगे!” रुस्तम बोला। रीछनी के बच्चे ने अपना मुंह 
ऊंचा उठाकर दिखाया कि वह कितनी बहादुरी से दुइमन से जूकरेगा और रुस्तम की कमर पें 
बाहें डालकर कहने लगा: 


]8 


"अरे , ये सैनिक हमारा कया मुकाबला करेंगे, हम इन्हें जच्छी तरह मज़ा .चखायेंगे! 

उसी समय उन्होंने पहाड़ की ढलान पर घुड़सबार सैनिकों को एड लगाते और तलवारें 
घुमाते हुए देखा। दुएइमन निकट आ रहे थे। अन रुस्तम को हाकिय , उसके सैनिकों और घोड़ों 
की आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं। घोड़ी देर बाद सैनिक धोड़ों से उतरकर , परथरों के पीछे 
छिपते हुए रुस्तम की गुफ़ा की ओर बढ़ने खगे। अब और देर करना ठीक नहीं या। रुस्तम , 
रीछनी और उसके बच्चे ने बढ़े-बड़े पत्थर उठाकर दुएमनों पर फेंकने शुरू कर दिये। जमकर 
लड़ाई होने लगी। दुश्मनों पर पत्थरों की बौछार हो रही थी। कुछ दुश्मनों के सिर कुचल 
गये , कुछ की रोढ़ की हष्डियां टूट गयों और यहुत-से कलाबाज़ियाँ छाते हुए नीचे तक लुदकते 
गये। एस्तम और रीछ का बच्चा दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि दुष्मनों की संख्या लगातार 
कप होतो जा रही थी। मगर रुस्तम का सगाया पत्थरों का ढेर खत्म हो गया। उसी क्षण 
दोस्तों ने देखा कि रीछनी भी कहीं ग़ायब हो गयी है। उन्हें बड़ा आवचर्य हुआ। इस बोच 
हाकिमप्र और उसके सैनिकों ने उन पर फ़िर से हमला कर दिया। हस्तम सोंटा लेकर दुष्मनों 
पर टूट पड़ना चाहता था, पर उसी समय रीछनी आर्जा का मोटा तना उठाकर ले आयी। 
वह तने को घुप्ताते हुए आगे बढ़ी। तने की घातक चोटों से दुश्मन एक के बाद एक मरकर 
गिरने लगे। बचे हुए सैनिक और हाकिम सिर पर पैर रखकर भागे। दोस्तों के हाथ काफ़ी 
चीजें लगीं। हाकिमप की लज्जाजनक हार और लड़ाई के मैदान से पीठ दिखाकर भागने की 
खबर लोगों को उसी दिन मालूम पड़ गयी। हाकिम कायरतापूर्यक अपने क़िले में जा छिपा। 
कुछ दिनों बाद हाकिम ने एलान कराया कि रुस्तम को ज़िंदा पकड़कर उसके महल में लाने- 
वाले आदमी को यह उस आदमी के वजन के बराबर सोता इनाम म्रें देगा। इमाम की बूढ़ी 
मां, जो पोपली, गंजी और कानी थी, इनाम की लालच में आकर हाकिम के पास पहुँची 
और बोली : 

“हाकिम , मैं इस छोकरे रुस्तम को पकड़कर तुम्हारे सामने हाजिर कर सकती हूँ।” 

“' अगर तुम मेरा यह काम कर दो , तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, '” हाकिम 
बोला। 

बुढ़िया ने कहा: 

. “इस काम के लिए तुम मुझे पन्द्रह ऐसे वफ़ादार आदमी दो, जिनके चेहरे पर दाढ़ी 
या मूंछ का एक भी जाल न हो। जब मैं उस छोकरे को पकड़कर तुम्हारे सामने हाजिर कर 
दूंगी, उस दिन से तुम बिसा मेरी सलाह के हुकूमत का कोई काम नहीं करोगे। " 

हाकिम ने बुढ़िया की शर्त प्रान लो। और दूसरे दिन हो बुढ़िया की अगुआई में पत्तरह 
बिना दाढ्वी-मूंछवाले आदमी औरतों के भेष में पहाड़ों की ओर चल पढ़े, बुढ़िया के हुक्म के 
अनुसार वे लोग रास्ते में आपस में घुरी तरह लड़ते-ऋगड़ते और मारपीट करते हुए चलने सगे। 
खून में लयपय और सारे शरीर पर खरोंबे और चोटों के निशान लिये हुए ये “औरतें” और 
“' लड़कियाँ ” आर्चा के जंगल में पहुँचों। उनकी कराहने की दर्दभरी आवाज़ें घुनकर रुस्तम 
अपने सारे लकड़हारे दोस्तों के साथ उनके पास भागा आया और पूछने लगा कि उनकी यह 


482: 


हालत किसने की। बुढ़िया अपने कपड़े फाड़ती हुई छस्तम के पैरों से ऐसे लिपटकर रोने लगी, 
जैसे उसके ऊपर कोई नहुत बड़ी मुसीबत आयी हो। वह्‌ पत्थर पर सिर पीट-पीटकर रो- 
चिल्ला रही यो: 

" अगर हमें रुस्तम नहीं मिला, तो वह ज्ालिभ हम सबको मार डालेगा, नबरयाद कर 
देगा! रुस्तम मिल जाये, तो वह हमारा दुखड़ा सुनेगा, सहानुभूति और प्यार दिखायेगा और 
हमें मरने से ज़रूर बच्चा लेगा। वह अगर एक बार भी दिखाई दे जाये , सो हम अपना दुखढड़ा 
उसे सुनाकर जी हल्का कर लें!” 

* आप मत रोहये। मैं ही रुस्तम हूँ। क्‍या हुआ ? मुझे बताइये,” रुस्तम बोला। उसी 
क्षण सारी पन्‍्द्रह “औरतें” रुस्तम के पैरों में गिरकर रोने-चिल्लाने लगीं। बुढ़िया रो-रोकर 
कहने लगी: 

“हमारी आंखों के तारे, रुस्तमजान, हमें इस जालिम जल्लाद से बचा ले। तुभसे 
हारकर यह जालिम अब हम लोगों से बदला ले रहा है। इस पहहर के हाकिय ने, उसका 
सत्यनाश हो, हमें , हमारे पत्तियों और बच्चों को एक जगह इकद्ठे होने का हुक्म विया और 
उसके बाद हम सबको डंडों से बुरी तरह पीटकर हमारे पतियों को काल-कोठरी पें क़ैद कर 
दिया और बच्चों को पिंजरों में बन्द करके तपती धूप में लटका दिया। उसने हमारे धर छीन 
लिये और हम सबको स्तेपी में भगा दिया। अब हम क्या करें? किपसे मदद मांगें? 

“ बहनो , मत रोओ, धीरज रखो। तुम लोग हमारे साथ रहो। हम तुम्हारे पतियों और 
बच्चों को बचाने का कोई रास्ता ढूंढेंगे।"' 

- रुस्तम और उसके दोस्तों ने “औरतों” को दिलासा देकर खाना खिलाया और उनके 
रहने का इंतजाम किया। वे “औरतें ” दिन में रुस्तम और उसके पघित्रों के साथ लकड़ियां 
काटतीं और रात को अपनी-अपनी जगह पर जाकर सो जातीं। 

एक बार जब रीछनी और उसका बच्चा कहीं दूर गये हुए थे और छलतम नींद न आने के 
कारण अकेला बैठा कुछ छोच रहा था, तो सिद्दीक शोचो उसके पास आकर बैठ गया और 
कहने लगा: 

“लगता है तुम अकेले बैठे ऊब गये हो। तुम चाहो. तो तुम्हें एक नीति-कथा सुनाऊं ? 

“ बढ़ी खुशी से सुनूंगा ,” रुस्तम ने जवाब दिया। 

सिद्दीक़ नीति-कथा सुनाने समा: 

“एक मोज्री था। वह पुराने जूतों की मरम्मत करता था और किसी तरह अपना पेट 
अरने लायक़ पैसा कम्ता लेता था। उसकी समझदार और मुंदर बेटी उसके जीवन का एकमात्र 
सुख्ध और सहारा थी। हालांकि मोची बहुत ग़रीब था, पर फिर भी बहुत-से अमोर और 
अ्मीदार उसकी बेटी के साथ अपनी शादी तय करने के लिए अगुए भेजते रहते थे। मोती ने 
उनमें से किसी का भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी 
को पड़ोसी के सुंदर और चतुर लड़के से प्यार है, जिसके साथ खेलती-कूदती वह बड़ी हुई 
थी। शहर के हाकिमों के जुल्मों से तंग आकर बेचारे लड़के और उसके परिवार के लोगों को 


83 


एक दिन अपना घर छोड़ देना पड़ा। पिता और पुत्र ने पहाड़ी जंगल में शरण ली। समय 
बीतता रहा और वह लड़का सुंदर और शक्तिशाली युवक बन गया। उत्पीड़ित और गरीब 
लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण और प्रेप्रपूर्ण व्यवहार के कारण पहाड़ों के आस-पास रहनेवाले 
लोग युवक का बहुत सम्मान करते थे। वह असाधारण रूप से क्षक्षिज्षाजी और साहसो था। 
उस वोर से घृणा करनेवाले दुइभनों की उसके पास फटकने की भी हिम्मत महों होतो थी। 
मोची और उसकी ब्रेटी मन-ही-मन इस सज्जन और भले, बहादुर नौजवान पर गर्व करते 
थे। वे बड़ी उत्सुकता से उस दिम की प्रतीक्षा करते रहे थे, जब वह उससे मिलने आयेगा। 
पर कई साल जीत गये और वह बहादुर उनसे एक बार भी मिलने नहों आया। 

रुस्तम मोची की कहानी सुमकर दिल से कह उठा: 

“उस बहादुर ने अच्छा गहों किया। 

सिद्दीक ्रो्वी आगे सुनाने लगा: 

" मोची की बेटी की लूबसूरती के बारे में शहर के हाकिस ने भी सुना। अपनो चार पत्नियां 
होते हुए भी उसने मोची को बेटी को अपनी पांचवीं पत्नी मनाने के इरादे से क़ोमतो तोहफ़ों 
के साथ शादी का संदेश मेजा, पर मोची ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब हाकिम के 
हुक्म से मोची के हाथ-पैर बाँघकर पानी में फेंक दिया गया, उसका घर जला दिया गया और 
उसकी बेटी को जबरदस्ती वहाँ से हाकिस के घर ले जाया गया। पिता को मछुओं ने बचा 
लिया / पर वेचारो बेटी, तरह-तरह की यंत्रणाएँ सहत्ते हुए भी, उस नौजवान को प्रतीक्षा 
करती रही। कुछ समय मछूओं के साथ रहने के बाद उस लड़की का पिता उस नौजवान को 
लड़की का हाल सुनाने के लिए पहाड़ पर पहुँचा। ” 

रुस्तम को मतोदझ्मा देखकर सिद्दीक मोची अपनो कहानी आगे सुनाना चाहता था, पर 
अचानक हाकिम की सतायी हुई “औरतों " में से एक दौड़ी आयी : 

/ झस्समजान , आपकी घर्म की मां मर रहो है। वह आपको देखने के लिए तरस रही है, 
आप फ़ौरन चलिए।” 

रुस्तम उठकर बुढ़िया के पास भागा। सिद्दीक भोषी गंभीर मुद्रा में अपनी राह अल दिया। 
जब छल्तम मुढ़िया के पास पहुँचा, तो वह अटक-अटककर सांस ले रही थी, जैसे सचमुष मर 
रही हो। रुस्तम उसके ऊपर भुका ही था कि दूसरी “ औरत ” बोली : 

“मां, अब आप यैन से मर सकेंगी , आपका बहादुर बेटा आ गया है। ” 

“मरणासन्न ' बुढ़िया ने हाथ उठाकर दणारा किया जैसे अपने आखिरी सप्य में यह रुस्तम 
को गले लगाकर चूमना चाहती हो। रुस्तम का सिर भूकते ही बुढ़िया ने कोई जहरीली दवाई 
उसकी नाक से लगा दी। रुस्तम उसो वक्त बेहोश होकर गिर पड़ा। 

मुढ़िया फ़ौरन उठ छड़ी हुई और हुबम देने लगी: 

“ इसको जल्दी से बांध दो (" 

“औरतों ” ने फ़ौरन रुस्तम को रस्सियों से कसकर बांध दिया और चारों ओर नजरें 
दौड़ाकर पहले से ही तैयार रखी हुई एक डोली पर उसे डालकर शहर को ओर भाग निकले। 


बह 


किसी महल में लाकर उन लोगों ने उसे देहरी के बाहर ही डाल दिया। उस घर प्रें शानदार 
क़ालीनों और मख्तमल की मुलायम गदहियों पर रईम लोग बैठे थे और उनके सामने तोहफ़ों 
के तौर पर बेशक़रीमती कपड़े रखे हुए थे। जैसे ही बहादुर को लाकर दरवाज़े के पास फेंक 
दिया गया, हाकिम खुशी से फूल उठा और बोला: हि 

० थे ब्रेशक्रीमती तोहफ़े आपके लिए ही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ऐसा और भी 
मौक़ा देंगी! ” 

सलीमबाय फ़ौरन उठा और सीना फुलाकर , मूंछों पर ताब देते हुए बोला: 

» कल हम सब लोगों को मैदान में इकट्ठा करके उनके सामने इस बागी को फांसी पर 
लटका देंगे और वहीं आपको सिर से सेकर पैर तक कीमती तोहफ़ों से ढक देंगे। ” 

जुढ़िया ने एक व्यंग्यमिथ्चित दृष्टि सलीमबाय पर डालते हुए कहा: 

“अरे , जमींदार साहन , यह तो एक बहुत बड़ी ग्रलतो होगी। यह गांठ बांछ लो कि इस 
छोकरे को लोगों के सामने किसी भी हालत में लाया नहों जा सकता। फिर इस बागी को 
कल तक ज़िंदा छोड़ना खतरे से खालो नहीं। इसे होश में आने की देर है कि यह सारी रस्सियां 
तोड़कर आजाद हो जायेगा। इसे फ़ौरन ख़त्म कर देना चाहिए। 

झहर का हाकिम बोला: 

“बुढ़िया, जैसा तुम चाहती हो, हम चैसा ही करेंगे! सब कुछ तुम्हारी ही मर्जी से 
होगा। है 

“अच्छा , ध्यान से सुनो ,” बृढ़िया बोली , “ ऊंचे पहाड़ जैतान तेषा पर एक बहुत बड़ी 
खाई है, जिसका अंत किसी ने नहीं देखा है। उस लाई के घोर अंधेरे में बहुत-से राक्षस और 
अजदद्टे रहते हैं। आखिर , उन्हें भी तो कुछ खाने को चाहिए ... / 

सब ज़ोर से हंस पडे। “ चालाकी में क्लैतान भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता , ” 
एक अमीर कह उठा। ज्ञालिमों की ' अदालत ' ने झस्तम को यह सज्जा सुनायी। उसे पहाड़ 
पर ले जाकर खाई में फेंक दिया गया। 

रुस्तम जब पहाड़ पर रहता था, तो वह सुबह उठकर बांसुरी पर एक घुन बजाता था, 
जो गड़रियों को बहुत पसंद थी। इस घुन को सुनकर रुस्तम के लकड़हारे दोस्त अपनी-अपनी 
ऑरपड़ियों से निकलकर अपना काम शुरू कर देते थे। जांसुरी की आवाज़ उनके लिए दिम 
निकलने की सूत्रक थी। पर आज दिन निकलने पर भी कोई आवाज़ म सुनाई दी। पहले तो 
लकड़हारों ने सोच कि अमी दिन नहीं निकला, पर जब वे लेटे-लेटे उकता गये, तो अपनी- 
अपनी भोंपड़ियों से बाहर निकलने लगे। रुस्तम के पिता घबराये हुए उस टेकरी की ओर 
गये , जहाँ उनका बेटा सोता था। बहाँ उन्हें केवल एस्तम की टोपी ही दिखाई दी। यूढ़ा और 
ज्यादा घबराया और चारों ओर देखता हुआ डोर-ज़ोर से आवाज़ देने लगा, " रस्तमजान पा 
उनकी गरजदार आवाज़ सुनते ही सकड़हारे दौड़कर उनके पास आये। सब बड़े परेशान हुए। 
“/ हमें हस्तम को आस-पास की सारी जगहों में ढूंढ़ना चाहिए," उनमें से कोई बोला। सोच 
में डूबे हुए रुस्तम के बूढ़े पिता अचानक लपककर “औरतों” की भऑोपड़ियों को तरफ़ भागे। 


॥85 


थोड़ी हो देर में वे हाथ में एक नासदानी लिये हुए वापस आये , जिस पर सुनहरे अक्षरों में 
कुछ लिखा था, जो शायद उसके भालिक का नाम था। बूढ़े ने कुछ समय तक नासदानी को 
ध्यान से देखा और बड़े रोषपूर्ण स्थर में बोला : 

“ दोस्तो , एस्तमजान किसी की नीचतापूर्ण चाल का फ़िकार हो गया है। जो मुसीबतों 
की मारी “औरतें” रोती हुई हमसे शरण मांगने आयी थीं, वास्तव में औरतें नहीं थीं। वे 
मर्द थे, और यह इस तासदानी से साबित हो गया है। यह मासदानी सलीमबाय के भतीजे 
बूरी की है।” 

लकड़हारों में से एक ने अटक-अटककर किसी तरह नासदानी पर लिखा हुआ पढ़ा और 
उसने भी बूढ़े के संदेह की पुष्टि कर दी। 

शस्तम उस अथाह खाई में पूरे एक दिन और एक रात सोता रहा। घोरे-धीरे जब उसे 
होश आया , तो उसने अपने को हाथ-पैर बंधे हुए किसी अनजानों जगह में पाया, जहाँ घोर 
अंधेरा छाया हुआ था। कहीं दूर से रोने-अिललाने और कराहने की आवाजें आ रही थीं। 
रुस्तम ने अपने शरोर पर कसकर बंधी हुई रस्सियों को तोहने को कितनी ही कोशिश की, 
पर उसे इसमें सफलता नहों मिली। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और अपनो कोशिशें जारो 
रखीं। अंत में उसके सीने पर बंधो रस्सी टूट गयो और थोड़ो ही देर में वह आज़ाद हो गया। 
वह फ़ौरन उस ओर बढ़ा, जहाँ से कराहने की आवाजें आ रहो थीं। उसने पता लगाने का 
निएचय किया कि वहाँ क्या हो रहा है। काफ़ी दूर चलने के वाद हल्की-सो रोझनों में उसे 
बायीं और एक गुफ़ा का मुंह दिखाई दिया , जो चक्की के पाट से बंद किया हुआ था। कराहने 
की आवाज़ें उसी गुफ़ा में से आ रहो थीं। रुस्तम ने अपने कंछे से चक्की के पाट को सरका 
दिया। जैसे हो वह गुफा के अंदर घुसा उसे अपने पैरों के नीचे आदमी की हंड्डियां महसूस 
हुई। वह साहसपूर्वक आगे बढ़ा। गुफ़ा के अंदर जाने पर उसे एक छोटा महल नज़र आया, 
जिसके बाहर मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था। चारों ओर मिट्ट्रो के बर्तनों में दीप टिम्टिमा 
रहे थे और किसी भी क्षण बुर सकते थे। चनबूतरे पर बिछी हुई तरह-तरह के जानवरों की 
फटी-पुरानी छालें अब गलने लगी थीं। महल के सामने उसे एक अंधकारमय जगह दिखाई 
बी। 

हस्सम ने पास जाकर देखा, तो उसका दिल कांप उठा - बर्फ़ीले पानी से भरे एक बहुत 
बड़े सिद्टी के पात्र में एक सत्तरह बरस की लड़की कैद थ्री। उसके दोनों हाथ रस्सियों से 
दीवारों से बंधे हुए थे और उसकी चालीस त्रोढियां दीवारों पर लगी चालीस खूंटियों से बंधी 
हुई भीं। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रही ची और लगता था कि इतनी असहूय पीड़ा 
के कारण वह किसी भी करण मर सकती है। लडकी अनिंद्य सुंदरी वी। लगता था जैसे उसके 
चेहरे से आभा फूदी पड़ रहो है और उसके आस-पास का अंधकार दूर हो रहा है। रुस्तम 
नें यह सोचने में समय व्यर्थ नहीं खोया कि यह लड़कों कौन है और उसे क्यों इतनी असहा 
यातनाएं दी जा रही हैं। उसने फ़ौरन सारो शूंटियां उश्चाइकर लड़फी को मुक्त कर दिया और 
एक लात मारकर भिट्टी के पात्र को उलट दिया। लड़की इतनी कमज़ोर हो गयी थो कि वह 


86 


खड़ी न हो सकी और जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांस इतनी धीमी चल रही थी कि लगता 
था उसके प्राणपल्लेर उड़ चुके हैं। उसी समय वहाँ एक कुंबड़ा , टेढ़े पैरोंवाला , बहुत लंबे 
बालोंवाला बौना आया , जिसके साथ लगमग सत्तर साल का एक बूढ़ा था। उस बूढ़े की नाक 
उसकी लाठी से भी लंबी थी और चेहरे पर इनेगिने यारह बाल थे। बौना पाताल को दुनिया 
के डाकुओं का सरदार था। बूढ़ा इमाम उसका सहयोगी था, जिसका काम लोगों के छन का 
पता लगाकर डाकू को उनके यहाँ डाका डालने के लिए भेजना था। डाकू उस लड़की को इमाम 
की मदद से उड़ाकर लाया था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, जिसमें उसे सफलता 
नहीं मिल रही थी। गुस्से में आकर डाकू लड़की को मार डालना चाहता था, पर जैसे ही 
इसकी खबर बूढ़े हमाम के कान में पढ़ी , तो वह लड़की को मनाने के लिए बौने के साथ आ 
गया। रुस्तम पर अचानक नज़र पड़ते हो डाक्‌ ने बूढ़े को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा 
किया और ठहाका मारकर बोला: 

“ झगता है, कोई मेरे गुस्से की परवाह किये बगैर इस लड़की को बचाने के हरादे से यहाँ 
आया है। 

रुस्तम चुपचाप घड़ा डाकू को देखता रहा। 

“शऐ , छोकरे , तू कौन है? अगर अपना नाम बत्ताये बगैर नहीं मरना चाहता , तो अपना 
नाम बता!" डाकू गरजकर बोला और रुस्तम की ओर बढ़ा। रुस्तम का छोटे-से बच्चे की 
तरह मजाक़ उड़ाने के इरादे से डाकू ने अपना हाथ उसके कान की ओर बढ़ाया , पर अचानक 
उसके सीने में एक इतना ज़ोर का घूंसा पड़ा कि वह तीन ऋलाबाज़ियां खाता हुआ बूढ़े से 

- टकराया और उसे मी साथ में गिराता हुआ उसके ऊपर ही जा पड़ा। उठने को कोशिश में 
उसने बूढ़े को बिलकुल ही कुचल ढाला .. बौना किसी तरह उठा, उसका चेहरा गुस्से 
से विकृत हो गया। अपनी तलवार निकालकर वह रुस्तम की ओर लपका। रुस्तम पहले से 
ही वह मिट्टी का बड़ा पात्र सिर के ऊपर उठाये तैयार घड़ा था। रुस्तम ने पूरी ताक़त के 
साथ वह बर्तन डाकू के सिर पर दे मारा। डाकू जमीन पर गिर पड़ा और छलतम ने फ़ौरन 
उसकी तलवार उठाकर उसे मार डाला। 

खूबसूरत लहकी की लंबो बरौनियोंवाली आंखें धोड़ी-सी खुलों और उसके सूखे होंठ थोड़े 
फड़फड़ाये कि रुस्तम ने तुरंत अपनी अंजलि में पामी भरकर उसके होंठों से लगा दिया। लड़की 
ने कुछ घूंट पानी पिया और भयभीत आंखों से छस्तम की ओर देखकर पूछा: 

» आप कौन हैं और यहां कैसे पहुँचे? मुझे मौत की सज़ा सुनाई गयी है। आप फ़ौरन 
यहाँ से भागकर अपनी जान बचाहये। अगर उन लोगों को सालूस पढ़ गया कि आप मुझे 
बच्चाने आये हैं, तो ये आपको भी तड़पा-तड़पाकर मार देंगे। 

रुस्तम लडकी की ओर देखकर बोला : 

“ ग्राप अब आज़ाद हो चुकी हैं।' 

लड़की विस्मित होकर बोली: 

“आप क्या मुझे कोई परियों की कहानी सुना रहे हैं ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता! 


॥87 


इसने सालों से उसके पंजों में फंसा एक मी आदमी यहाँ से जिंदा बंघकर नहीं निकल पाया 
है। उस खून के प्यासे और भयानक आदमी को “खूनी राक्षस ' कहते हैं। इस राज्य में एक 
मो आदमी ऐसा नहीं है, जो उससे न ढरता हो। नन्हे बच्चे तक उसका ताम सुनकर रोना 
बंद कर देते है, हजारों सैनिक भी उस नर-पिशाक्ष का सामना नहीं कर सकते। 

लड़की ने घबराहुट में अपनी कोमल उंगलियों से रुस्तम का हाथ छू लिया। वह बड़ो 
अधघीरता से उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी। 

“क्या इसी तलवार से वह डाकू पूरी सेना को मार भगाता था?” हस्तम ने डाकू से 
छीनी हुई तलवार दिखासे हुए पूछा। 

“ यह आपके हाथ कैसे लगी?” लड़की ने फिर आहचर्य व्यक्त किया। 

रुस्तम लड़को का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे गढ़े के पास ले गया, जहाँ ढाकू और 
इमाम की लाझें पड़ी थीं। सड़की ने चैन की सांस ली। रुस्तम के प्रति अपनी कृतजता व्यक्त 
करने के लिए वह सीने पर हाथ रखकर भूुकी और लंबी बरौतियोंवाली आकर्षक आंखें भुकाकर 
बोलो द 

" सुनहले देश के महावीर , तुम घन्य हो ! " 

रुस्तम यह वाब्द सुनकर आइचर्य से पूछ बैठा : 

“ आपको कैसे सालूम पड़ा कि मैं सुनहले देश से आया हूँ ? आप कौन हैं?” 

“ मेरा नाम तोंग गुली * है। आपके बारे में केवल मैं हो नहीं , यहाँ के सारे लोग जानते 
हैं, जो न जाने कितने सालों से आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस “नर-पिशाच ' को 
मारकर इसकी काली करतूतों से केवल आप ही हमें बचा सकते थे। आपका नाम छसस्‍्तम है, 
आप लकड़हारे हैं, आप बहादुरी से जनता के जत्रुओं से लड़कर जनता की रक्षा करते हैं-ये 
सब बातें मुझे मेरे बाबा ने सुनाई थीं। चलिये , मैं आपको हमारे लोगों से मिलातो हूँ। यह 
मेरा सबसे पहला कर्त्तव्य है।" 

वे दोनों शहर की ओर चल दिये। रास्ते में लड़की ने रुस्तम को अपने देश के बारे में 
बहुत-सी बातें बतायीं। 

सुबह होते-होते वे एक मैदान के पास पहुँचे , जहाँ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। 
लोगों के चेहरों से फ़ौरन मालूस पड़ गया कि उन पर बहुत बड़ी मुसीबत आनेयाली है। बहुत-से 
लोग रो रहे थे, कुछ बेबस होकर जमीन पर सिर पीटते हुए अपने कपड़े फाड़ रहे थे , कुछ 
बेहोश हो चुके थे और कुछ घैर्यवान व साहसी लोग अपने साथियों को दिलासा विला रहे थे। 
आख़िर लोग क्यों इतने घबराये हुए ये? थोड़ी टूर एक टेकरी पर एक चौदह साल का लड़का 
और एक भेड़ छड़े ये। उनकी आंखों पर पढ्टी बंधी हुई थी। कुछ लोग रोते-बिलखते लड़के 
के पास जाना चाहते थे , पर बाक़ी लोग उन्हें उसके पास जाने से रोक रहे थे। एस्तम यह सब 
देखकर आधचर्यचकित रह गया और उसने लड़की से पूछा: 


* तोंम गुली-ऊबाकास में दिलनेवाला फूस। 


“तोंग गुली , आह्विर बात क्या है?” 

तोंग गुली ते आंसू बहाते हुए जवाब दिया: 

“अच्छा होता अगर मैं पैदा ही नहीं हुई होती , इससे कम-से-कम मुझे: इतनी मुसीबतें 
तो न देखनी पड़तीं। दो साल से यह आम बात हो गयी है। ” 

रुस्तम “ आम बात ” से उसका आशय समझ नहीं पाया और फिर पूछ बैठा: 

“तोंग गुली , तुम मुझे यह बात अच्छी तरह समझाओ। ” 

सोंग गुली ने किसी तरह अपने पर क़ाबू पाया और बतामे लगी: 

“ पिछले कुछ सालों से एक अजदहा हमारे इलाके में आ गया है। ढोर खाकर उसने बहुत- 
से परिवारों को तबाह कर दिया है। लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। वह अजदहा 
उस सामनेवाली टेकरी के पीछे ही रहता है। एक बार तो यह अजदहा सीधा हमारे शहर में 
हो भुसनेवाला था, लोगों में भगदड़ मच गयी, न जाने कितने आदमियों को खा जाता। उसके 
रास्ते में एक लड़का और एक मेड़ छोड़कर ही लोग उसे शहर में घुसने से रोक पाये। तब 
से हर रोज यही करना पड़ता है। लड़के और भेड़ को छाने से अजदहे का पेट भर जाता है 
और वह वहीं से वापस लौट जाता है। 

जिस आदमी की भी बारी आती है , उसे अपना बेटा देना होता है और जिपके कोई बच्चा 
न हो, उसे एक भेड़ देनी होती है। उस अजददे को लड़का और भेड़ चठाना ही 'आम बात ' 
हो गयी है। है 

पिछले साल , लगभग इसी समय मेरी तेरह बरस की छोटी बहन चेर्रागूल भी इपत अजदहे 
की शिकार हुई थी। और लगता है. आज किसी बड़े आदमी के बेटे की वलि चढ़ाई जा रही 
है - देखिये कितने लोग डकट्ठे हो गये हैं।' 

अचानवः भीड़ में हलचल मच गयी। बहुत-से लोग आसमान की ओर हाथ उठाकर मदद 
की बुआ मांगने लगे। 

“हाय , हाय, अजदहा लड़के को ओर बढ़ रहा है,” तोंग गुली की आवाज़ कांप उठी 
और वह वेहोश होकर गिर पड़ी। रुस्तम ने नज़र घुम्ाकर देखा - एक काला भुजंग अजदहा 
धीरे-धोरे रेंगता हुआ लड़के की ओर बढ़ रहा था। भेड़ अजवहे की गंध पाकर छठपटा उठी। 
लड़का भी हृदयविदारक आवाज़ भें अपनी मां को मदद के लिए पुकारते हुए छटपटाने लगा। 
पर लड़का और भेड़ दोनों ही सम्मोहित-से हुए वहीं खड़े रह गये। एस्तम टेकरी को ओर 
लपका। इस बीच अजदहे ने लम्बी जीम निकालकर अपने णिकार को मुंह की ओर खींचना 
शुरू कर दिया। जैसे ही लड़का अजदहे के मुंह तक पहुँचा, अजदहे के सिर पर एक जोरदार 
चोट पड़ी। 

अजदहा दर्द से पागल हुआ बड़े जोर से दहाड़ मारकर पीछे मुड़ने ही वाला था कि रुस्तम 
फुर्ती से उछलकर उसकी गर्दन पर सवार हो गया और उसका सिर अपने दोनों पैरों के बीच 
भीचकर तलवार के एक थार से ही काट डाला। 

लड़का . जिसे अजदहा निगलनेबाला था, रुस्तम के गले से लिपट गया। लोग खुझी मनाने 


लो - उनके लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा त्योहार हो गया, क्‍योंकि इसी दिन उन्हें 
अपने जानी दुश्मन से छुटकारा मिला था। भीड़ में से एक लंबे कद का सफ़ेद दाढ़ीवाला आदमी 
निकलकर रुस्तम के पास आया मर आंखों में खुशी के आंसू मरकर बोला : 

तुम महावीर हो, तुमने हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिला दिया, हमारे 
सारे दुःख दूर कर दिये। तुम कौन हो?" 

तोंग गुली को होश आया और उसने देखा-लोग खुशी से पागल हो उठे हैं और रुस्तम 
को चारों शोर से घेरे उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुस्तम से सवाल पूछनेवाले आदमी ने तोंग 
गुली को सीने से लगा सिया और रोते हुए कहने लगा: 

“ मेरी बेटी , तू जिंदा है? तुझे उस गुफ़ा से बचाकर कौन लाया?” 

लोग गुसी बोली : 

“जिस आदमी ने आप सबकी जान बचाई, वही मुझे भी गुफ़ा से बचाकर लाया है। 
सुनहले देवा का प्रहावीर, जिसकी भ्रषंसा के गीत आप गाया करते थे-सकड॒हारा रुस्तम, 
आपके सामने खड़ा है। हसो ने उत्त ' खूनो राक्षत' और आदमखोर अजदहे को मारा है। सारी 
मुसीबतों से छूटकारा दिलाकर इसी ने हम सबको एक तयोी ज़िंदगी दी है। " 

सारे लोग रुस्तम की प्रद्गांसा करते हुए उसके साथ अपने शहर की ओर चल पड़े। लोगों 
ने बहुत दिनों सक खुशियां मनाईं। रुस्तम कुछ समय तक उन लोगों के साथ रहा, पर फिर 
उदास हो गया, क्योंकि वह जल्दी-से-जल्दी अपने बूढ़े पिता और दोस्तों के पास लौट जाना 
चाहता था। एक बार छस्तम ने तोंग गुली के पिता को अपने पिछले जीवन का सारा क्रिस्सा 
सुनाया और यह भी बताया कि किस तरह उस चालाक बुढ़िया ने उसके हाथ-पैर बंधवाकर 
उस अंधेरी अब्राह खाई में फिकवा दिया था। यह बताकर कि उसे अपने देश की कितनी याद 
आती है, रुस्‍्सम ने पूछा कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। बहुत देर तक सोच में 
डूबे बाबा ने एक गहरी सांस ली और रुस्तम की ओर देखकर बड़े उदास स्वर में बोला: 

“ मेरे बहादुर दोस्त, जब से यह दुनिया बनी है, एक भी आदमी यहां से सुनहले देश 
में नहीं पहुँच पाया है। हमारे बाबा-परबाबाओं से सुनी हुई कहानियों के अनुसार हमारे शहर 
से बहुत दूर एक चालीस पहाड़ नाम की ऊँची चोटो है। सुना है, उस चोटी पर से ही एक 
रास्ता सुमहले देश की ओर जाता है। उस रास्ते को हममें से किसी ने भी नहों देखा है। 
हज़ारों लोग उस चोटी की ओर जा चुके है, पर कोई मी उस तक नहीं पहुँच पाया है। उनमें 
से कोई जिंदा वापस नहीं आया। रास्ता बड़ा खतरनाक है, क़दम-क्दम पर तरह-तरह के 
जंगली जानवर मिलते हैं। उस चोटी का नाम भी चाासोस पहाड़ यों ही नहीं पड़ा है। वे चालीस 
चिकने और सीधे पहाड़ एक के ऊपर एक खड़े हैं और हर पहाड़ कई हज़ार हाथों से कम ऊंचा 
नहीं है। मेरे दोस्त , तुम यहाँ लौटने का इरादा छोड़ दो और हमारे साथ रहकर हमारे सरदार 
और सेनापति बनो। हमारा दिल तुम्हें छोड़ने को बिलकुल भी नहीं करता ! ” 

रुस्तम अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर आदरपूर्वक बोला: 

/ इसमें कोई संदेह नहीं कि आप बहुत ही नेक और भले आदमी हैं और मुझे इस दुनिया 


श्र 


के सारे ख़तरों और मुसीबतों से बचाना चाहते हैं। पर मेरे पिता और मेरे दोस्त तो सुनहले 
देश में हैं। पता नहीं , मेरे बगैर वे कैसे जी रहे होंगे? उनसे मिले बगैर पैं भी इस दुनिया में 
तड़पता रहूँगा और कभी सुछ्ी न रह सकूंगा। 

बाबा ने रुस्तम की बात सुनकर न चाहते हुए मी उसे अपने देश लौटने की इजाजत दे 
दी। दूसरे विन उस शहर के सारे लोगों ने रुस्तम को विदाई दी। शहर के सबसे बड़े बुजुर्ग ने 
हस्तम का माया चूमकर अपने बाबा का पांच हाथ लंबा तीर कभमानसहित उसे विया और 
बाला : 

“ हमारी ओर से तुम्हें यह एक तुछ्छ भेंट दे रहे है- रास्ते में यह तुम्हारी रक्षा करे। ” 
हस्तम ने हाथ हिलाकर शहर के लोगों से विदा ली और उस पहाड़ की ओर अल पड़ा। उसे 
रास्ते में कई रेगिस्तान , नदियां और छोटी-मोटी पहाड़ियां पार करनी पड़ीं। अंत में वह चालीस 
पहाड़ की तलहूटी में आ पहुँचा। पहाड़ को ओर देखते ही उसका दिल धक-से रह गया। 
जास्तव में उस चिकने पहाड़ पर चंद पाना असंभव-सा लगता था। एक पहाड़ के ऊपर दूसरा 
पहाड़ इस तरह खड़ा था कि उसकी चोटी भी दिखाई नहीं दे रही थी। यह निर्णय ले पाना भी 
मुश्किल हो रहा था कि उस पहाड़ पर किस ओर से पहुँचकर चढ़ा जाये। अचानक दूर से 
एक दहाड़ आती सुनाई पड़ी। एक क्षण बाद ही उसे एक शेर इधर-उधर कंकर-पत्थर छिटकाता 
हुआ मुंह बाये रुस्तम की ओर भागता हुआ नज्जर आया। एस्तम ने एक ओर उछलकर शेर 
पर तीर का निशाना लगाना चाहा। पर ओर यह देखकर रुक गया और सिर भुकाकर रुस्तम 
से बोला: 

“ऐ, नेक आदमी! मेरी मदद कर , मेरे बच्चों को मरने से बचा ले! ” 

रुस्तम ने शेरनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरकर पूछा : 

“ मैं तुम्हारी क्‍या मदद कर सकता हूँ? तुम जो कहो , मैं करने को तैयार हूँ। ” 

शोरनी रुस्तम को इशारा करके चट्टान के पीछे लपकी। रुस्तम उसके पीछे-पीछे दौड़ते 
हुए एक गुफ़ा के मुंह के पास पहुँचा, जहाँ बैल जैसा एक बहुत बड़ा बिच्छू मंडरा रहा था। 
यह बिच्छू गुफ़ा में छुपे शेरनो के दो बच्चों को डंक मारना चाहता था। रुस्तम ने सीधे बिच्छू 
के सिर का निशाना लगाकर तीर मारा, जिससे वह बेहोश होकर एक ओर को लुढ़क गया। 
फिर उसने फ़ौरस अपनी तलवार से बिल्छू के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। शेरनी के बच्चे. जो 
अब तक डरकर गुफ़ा में छूपे हुए थे, भागकर बाहर मिकले और अपनी मां से लिपट गये। 
करती ने सिर भुकाकर रुस्तम के प्रति अपनी कुतज्ञता प्रकट कौ। महावीर रुस्तम अब तक 
बुरी तरह थक चुका था और उसे वहीं नोंद आ गयी। शेरनी अपने दोनों बच्चों को सस्तभ के 
पास छोड़कर गुफ़ा में उन सबके लिए कुछ खाना तैयार करने अली गयी। क्षेरमी के बच्चे 
आपस में खेलने लगे। उसी समय अपने मुंह में भेड़ दबाये शेर भी आ पहुँचा। रुस्तम को देखते 
ही शेर भेड़ छोड़कर दहाड़ता हुआ उसे मारने के लिए लपका, पर उसके बर्चे उससे लिपट 
गये और बोले: 

“ इस आदमी को छूद्ये भी नहीं, इसने हमें मरने से बचाया है। ” 


॥9 


जोर थह सुनकर खड़ा का खड़ा रह गया। उसी समय ओोए्नी भी गुफा में से निकली और 
शेर को सारा क़िस्सा सुनाकर उसे मरा हुआ बिच्छू भी दिख्ाया। ज्ञाम को जब रुस्तम की 
नींद खुली , तो उसने देखा कि बहुत-से शेर उसके चारों ओर पहरा देते हुए उसके जागने की 
अ्रतीक्षा कर रहे है। उन सब शेरों में एक शेर औरों से अलग ही नडर आ रहा था- उसकी 
“अथाल वहुत घनी थी, यह और सब शेरों से कुछ ऊँची जगह पर बैठा था। वह्‌ जोर उन पहाड़ों 
में रहनेवाले सब छोरों का मुखिया था। रुस्तम ने फ़ौरन उसके पास पहुँचकर उसका सादर 
अभिवादन किया। औोरों का मुश्िया अपने दोनों पंजे झस्तम के कंधों पर रखकर बोला : 

“ तुमने उस भयायने बिच्छू को मार डाला, जिसके डर से हम भागते-फिरते थे और 
इस तरह न फेवल हमें , बल्कि हमारी आनेवाली पोढ़ियों को भी विनाक्ष से बचा विया। बताओ , 
बहादुर , तुम्हारी ऐसी कौन-सी इच्छा है, जिसे हम पूरा कर सकते हैं?" 

हस्सम सिर भुकाकर बोला: न 

“ मैं अपने देश लौटकर अपने घरवासों और मित्रों से मिलना चाहता हूँ।” 

“पर वे कहाँ रहते हैं?” शेरों के मुखिये ने पूछा। 

“थे लोग सुनहले देश में आर्चा के एक जंगल में रहते हैं,” एस्तस ने जवाब दिया। 

यह सुनकर शेर अपती भाषा में आपस में कुछ सलाह-मशविरा करने लगे। रुस्तम जल्दी-से- 
जल्दी अपने देश लौटना चाहता था और बड़ी अधीसता से उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा 
था। थोड़ी देर बाद भेरों के मुखिये ने मुंह उठाकर ज्ञोर से दहाड़ मारी, जिससे सारा आकाश 
गूंज उठा। उसी समय एक छोटा-सा , पर मोटे-मोटे पंजोंवाला शेर दौड़ता हुमा वहाँ आ पहुँचा। 
आते ही वह अपने मुखिये के सामने सिर कुकाकर खड़ा हो गया। 

“तुम इस नौजवान को चालीस पहाड़ की चोटी तक ले जाकर सुनहले देश का रास्ता 
दिखाओ और वहां से कुछ ऐसी च्रीज़ लेकर आओ , जिससे हमें विद्वास हो जाये कि तुमने 
इसे सही-सलामत वहाँ पहुँचा दिया.” शेरों का मुखिया बोला। उस छोटे-से शेर ने एक बार 
फिर अपने सुखिये को भुककर सलाम किया और रुस्तम के पास आकर खड़ा हो गया। पोरों 
का मुखिया रुस्तम से बोला: 

* परे बहादुर , तुम्हारी यात्रा बडी खतरनाक होगी। हभारा शोर सुम्हें एक ऐसी गुफ़ा में 
से लेकर जायेगा, जिसमें घोर अंधेरा होगा और उसका अंत भी नज़र नहीं आयेगा। तुम बिलकुल 
भी जिद न करता और जो मुछ हमारा क्षेर कहे , वैसा ही करना , नहीं तो कोई-न-कोई मुसीबत 
आ जायेगी। उसके घाद जैसे हो तुम सुनहले देश में कदम रखोगे . हमारे शेर के जरिये हमें 
वहाँ से कोई चीज जरूर भेज देना, जिससे हमें मालूम पह जायेगा कि तुम सही-सलामत वहाँ 
पहुंच गये हो! " 

रुस्तम इन सारी बातों को ध्यान में रखकर छोटे शेर की पीठ पर बैठ गया। जाक़ी सारे 
शेर भी गुफ़ा के मुंह तक रुस्तम कौ विदाई देने आये। उन्होंने अपना परंपरागत विदाई का 
नाच किया। छोटा शेर रुस्तम को अपनी पीठ पर बिठाये गुफ़ा में घुसा, थोड़ी देर एक जगह 
खड़ा रहा और फिर पवन वेग से उड़ चला। बीच-बीच में वह दहाड़ता भी रहा और उसकी 


92 


दहाड़ के जवाब में चारों ओर से कुछ आवाजें भी सुनाई देती रहीं। रुस्तम ने जानना चाहा 
कि ये आवाजें किसकी हैं: 

“ बनराज , ये रहस्यमय आवाज़ें किसकी हैं? मुझे कुछ बताओ तो सही। 

शोर बोला: 

** मेरे बहादुर दोस्त , इस समय तुम्हारा सवाल पूछता ठीक नहीं। तुम चुप ही रहो, 
तो अच्छा होगा, नहीं तो तुम और मैं दोनों ही मारे जायेंगे। 

शोर अंधेरी गुफा में दौड़ता रहा और नये रहस्यमय खतरनाक आवाज़ें च्षारों ओर से सुनाई 
देती रहीं-कभी किन्हीं अवृक्य चिड़ियों के गाने की आवाज़ आती, कभी किसी थीड़ाग्रस्त 
प्राणी के कराहने की , कभी पापियों के नाचने-गाने की तेज आजाजें सुनाई वेतीं , जैसे वे तुरही 
और डफ़ की लय पर नाल रहे हों, कभी लड़कियों के सुरीले माने सुनाई देते, कमो गुफ़ा को 
हिला देनेवाली बिजली की कड़क सुनाई देती। हालांकि रुस्तम को बहुत डर लग रहा था पर 
उत्सुकताबश वह फिर पूछ बैठा: 

“बनराज , हमारे चारों ओर खुशियाँ बनानेवाले और दर्द से तड़पनेवाले आदिर ये कौत 
हैं!" 

शेर ने फिर उससे प्रार्थना की : 

“छुदा के वास्ते, अपने दोस्तों की घातिर अभी चुप रहो! ” 

रुस्तम समझ गया कि उसे देर का कहा मान लेना चाहए्ि। यह चुपचाप शेर की पीठ 
पर बैठा अंधेरे में देखने की कोशिश करता रहा, पर उसे कुछ भी दिखाई न दिया। इस बीच 
शेर तीर की तरह उड़ता रहा। छल्तम झेर की जयाल को कसकर पकड़े बैठा रहा। 
लगता था कि उनकी यात्रा का अंत ही नहीं होगा , पर शेर अचानक रुस्तम से बोला: 

“ मेरे बहादुर दोस्त , अब तुम अपनी आंखें बंद कर ली। और जब तक मैं न कहूँ, आंशें 
खोलने की हिम्मत मत करना। यह अच्छी तरह समझ लो कि अगर तुमने इस समय कोई 
गलती कर दी , तो उसके लिए तुम अपने ही नहीं प्रेरे दोस्तों के सामने भी जिम्मेवार होगे।" 

रुस्तम आंखें सीचकर मजबूती से शेर की गरदत से चिपक गया। शेर और ज्यादा लेजी 
से भागने और इतने जोर से दहाड़ने लगा कि रुस्तम को भी डर लगने सगा। ससों के तनाव 
और डर के कारण रुस्सम के चेहरे से पसीने की धारें छूटने लगीं और उसके सारे कपड़े भीग 
गये। न जाने कितनी देर तक शेर तीर की तरह उड़ता रहा। अचानक रुककर वह बोला : 

“अब उतर जाओ '' रुस्तम आंखें मीचे हुए शेर की पीठ से उतर गया। “अब आंखें 
श्ोल लो ! ” शेर मोला। एस्तम ने आंखें खोलीं, तो उसने अपने को पहाड़ की चोटी पर पाया। 
हवा में फूलों , हरे-भरे पेड़ों और घास की सुगंध तैर रही थी, ठचा अप्धों का स्वच्छ पानी 
कलकल करता बह रहा था। लगता था जैसे कोई भासी इन सब फूलों और पेड-पौधों को 
संभाल करता था। 

“ क्‍या इन सुंदर बाग़ों और फुलवारियों में कोई रहता है? 

शेर इतना थक गया था कि वह इस सवाल का जवाब भी न दे सका। बह बिना कुछ 


493 


शहर का हाकिम अमीर लोगों , अपने सेनापतियों तथा अन्य प्रतिष्ठित अत्याचारियों से घिरा 
बड़ी बेफ़िक्री और घमंड से टहल रहा था। 

सलीमबाय अपने लाखी रंग के घोड़े पर बैठा-बैण अहर के हाकिम द्वारा विद्नोहियों को 
फांसी दिये जाते का हृतस पढ़कर सुना रहा था। नग्राड़े और ज़ोर से बजने लगे। जललादों ने 
कैदियों के गलों में फंदे डाल दिये। सलीम्रमाय फांसी के नज़ारे का आनंद लेते हुए अपनी चांदी 
को मासदानी में से एक चुटकी नसवार निकाखने लगा। यह नसवार जीभ के नीचे “ रखनेवाला 
ही था, कि एक ताक़तवर हाथ का घकका उसे खगा और वह घोड़े पर से नीचे गिर पढ़ा। 

सैसिकों ने उस आदभो को पकड़ने की कोक्षिणा की, पर उन सबको ऐसी मार पड़ो कि 
ये वहां से भाग पड़े। जल्लाद कुछ भी समक न पाते हुए भागकर छुपने की कोश्षिणा करने लगे, 
पर उनमें से कोई मी बच तहीं पाया। पेड़ के सने को चोट उनके सिरों पर पड़ने से वे सब 
घहीं ढेर हो मये। जनता पर जुल्म ढानेवालों और जल्लादों का इन दोनों बहायुरों - रुस्तम और 
रीछनी ने ही काम तमाम्र कर दिया। इस बीच भीड़ में से कोई चिल्ला उठा 
सलीमबाय को घोड़े से सिर्फ़ एस्सम ही गिरा सकता है! " चारों ओर से खुझी की आबाज़ें आने 
सी: " हमारा बहादुर रुस्तम ज़िंदा है! , “ हमारा बहादुर रुस्तम ज़िंदा है !” इसे बीच 
बहादुर जनता के दुष्मनों को कड़ी सजा देते रहे। घोडे समय बाद दोनों बहादुर कैद से छुडाये 
हुए अपने साथियों को लेकर यहाँ से चल दिये। मैदान में सिर्फ़ सलीमबाय , तीस जल्लादों और 
दो सौ तैनिकों की लाझें तथा फांसी के तक्तों और पिजरों के टुकड़े ही पड़े रह गये। 

लोग अपने बच्चों को गोदी में लेकर रससम के साथ आर्चा के जंगल की ओर चल पड़े। 
सिद्दीक मोची अपनी बेटो को लेकर रुस्तम के पास आया। उसने मुस्कराते हुए रुस्तम से 
कहा : 

“ तुम्हें वह नीति-कषा याद है, जो मैं तुम्हें सुना रहा था और उस बुढ़िया ने अपनी 
पन्दह औरतों ' के साथ आकर हमारी बात बीच में ही काट दी थी?" 

हस्तम बोला: 

“बाह , कैसे भूल सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है! और मुझे हमेशा इस बात का 
अफ़सोस रहा है कि मैं आपकी नीति-कथा का अंत नहीं सुन पाया। अब सुनाइये ! ” 

सिद्दीक मोजी ते कनस्ियों से अपनी वेटी की ओर देखा, तो उसने सब कुछ समभकर 
आंखें भूका लीं। सिद्दीक़ मोची बोला: 

“ तुम्हारे सामने खही मेरी बेटी जोहरा ही वह लड़को है, जो उस जल्लाद के जुस्मों को 
सहसे हुए भो पूरे विश्वास के साथ अपने नौजवान के लौटने की प्रतीक्षा करती रही। ” 

झस्सम ने फ़ौरन ज्ोहना की ओर देखा। उसके अनार जैसे साल गालों को देखकर रुस्तम 
के दिल में एक अलौकिक और अज्ञात भावना उमड़ी , जिसे व्यकत्त करने के लिए उचित प्रब्द 
न मिलने पर वह मौन खड़ा रहा। 


* मध्य एशिया यें जसवार ध्लैनो को तरह भो इश्तेघाल की जातो है। 


96 


सिद्दीक़ मोची एस्तम से कुछ सुनने की आशा कर रहा था। और बहादुर ने, जो खोया- 
खोया लग रहा या, धीमी आवाज़ में पूछा : 

“ उसका बहादुर नौजवान कौन है और कहाँ है (88 

रुस्तम से कुछ क़दघों की दूरी पर उसके पिता खड़े ये, जो लगता था, सब कुछ अच्छी 
तरह जामते थे कि बात किस बारे में हो रही है। सिद्दीक मोचो और बूढ़े ने एक दूसरे को ओर 
अर्धपूर्ण दृष्टि डानी और मुस्करा उठे, इसके बाद मोची ने रुस्तम की ओर अनिमेष देघते 

हुए कहा: 

हे “ तुप्त जानना चाहते हो, वह नौजवान कौन है? वह वही है, जिसने पूछा था, ' उसका 
बहादुर नौजयान कौन है?” 

झस्तम ने आगे कदम बढ़ाते ही अपने पिता की ओर देखा। और उसके पिता ने मी मुस्करा- 
कर सिद्दोक की बात का समर्थन कर दिया। 

सुबह की शीतल मंद हवा से आर्चा के पेडों की सरसराहुट सुहावनी लग रही थी, जैसे 
चेड़ भी अपने दोस्तों के वापस आने पर प्रसन्न हो रहे हों। आर्चा के जंगल में जहाँ कई दिनों से 
उदासी छाई हुई थी अब हंसी-खुशों की आवाजें गूंजने लगीं। और सुनहले देश के महावीर 
की मदद से अत्याचारियों से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर लोग सुख-चैन से रहने लगे। 


चालोस चोर 
ग्रौर एक गजा 


जहुत समय पहले एक गंजा आदमी रहता या। एक बार वह अपने 
बैल को चराने के लिए चरागाह में छोड़ने जा रहा षा। सहसा 
आलीस चोर निकलकर आये और उसका बैल छीनकर ले गये। 
दूसरे दिन गंजा अपने गधे को लेकर चोरों के पास पहुँचा और 
बोला : 

“ प्रेरे गछे कौ लीद को जगह रोज़ाना मुझे सोने की एक हज़ार 
अशरफ़ियां मिलतो हैं। 

चोरों ने गंजे पर विप्वास करके उसे एक हज़ार अद्वरफ़ियां दीं और गधा खरीद लिया। 
सबसे पहले वे गधे को अपने सरदार के पास ले आये , जिससे वे बहुत हरते थे। सरदार को 
जब गधे की खूबी मालूम पड़ो , तो वह उसे चौबीस चंटे खिलाता रहा। सुबह होते-होते उसे 
नींद आ गयो। जब उसकी नींद खुली , तो उसने देखा कि वह गष्ता तो दूसरे गष्रों जैसा ही है। 
पर फिर भी उसने यह जाहिर न होने दिया कि उसके साथ घोष्ा हुआ है और कहने लगा: 


497 


“ मैंने गधे को जहाँ बांघा था , वहां पुके आज दो हजार अक्षरफ्रियाँ मिलीं। " 

बाक़ी चोर भी बारी-बारी से गछे को घिलाने लगे। और नब तक खिलाते रहे , जब तक 
उन सबको यह मालूम न हो ग्रया कि गंजे ने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। 

उन्होंने गंजे को जान से मार डालने की ठानी। गंजे को उनका इरादा पहले से भालूम 
पड़ गया , पर यह बिलकुल भी नहीं घबराया। उसने एक भेड़ काटकर उसकी अंतड़ी में उसका 
खून मरा और अपनी परनो के गले में उसे बांधकर बोला : 

“ मैं तुझसे जो करने को कहूँ, तू उसका बिलकुल उल्टा करना। फिर मैं तलवार का वार 
करूँगा और तू सरने का ढोंग करना. इसके बाद मैं डंडा मारुगा और तू उठकर अपना काम 
फ्रने लगना। " 

उसने इतना कहा ही था कि चोर यहां आ प्रमकं। चोरों का सरदार गरजा: 

“/ तूने हमें धोश्बा दिया , हम तुझे जान से मार डालेंगे ! ” 
पर गंजे ने ऐसा कोंग रचा; मानों वह उन्हें मेहमान मानकर उनकी आवभगत कर रहा 
हो। 

" लूल्हा जला !” उसने अपनी पत्नी को आयाज़ देकर कहा। 

उसकी पत्नों ने फ़ौरन चूल्हे पर पानी छिड़क दिया और आग बुर गयो। गंजा आग- 
बबूला हो उठा और अपने फिता की पुरानी तलवार उठाकर उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर 
बार किया। तलवार का वार नगते ही पत्नी की गरदन मे खून के फ़ब्दारे छूटने लगे और वह 
वहीं “ मर गयी ” | गंजे ने डंडा उठाकर कई बार पत्नी को मारा और उसकी पत्नी फ़ौरन 
“/ जिंदा ” होकर अपना काम करने लगी। चोर यह नज़ारा देखकर हैरत में पड़ गये। उन्होंने 
सोचा कि डंडा जादुई है और उसे गंजे से जबरन छीनकर प्राग गये। अपने अड्डे पर पहुँचकर 
उन्होंने अपनी-अपनी पत्नियों को मार डाला और फिर उन्हें डंडे से मारने लगे. पर वे मुर्दा 
ही पड़ी रहीं। चोरों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गंजे से फिर बदला लेने की ठानी। 
पर गंजे ने फिर एक चाल चली। यह अपनी मां से बोला: 

“आज चोर आयेंगे, पर उनके आने से पहले तुम कम्र खोदकर मुझे उसमें डिंदा ही 
दफ़ता दो। ” 

उसके घरवालों ने गंजे को दफ़या दिया और उसके कहने के अनुसार उसमें एक छेद भी 
छोड़ दिया। क्षोर आये तो धरवाले बोले: 

“ गंजा आज मर गया। हमसे उसे दफ़ना दिया है।” 

चोरों को विश्वास नहीं हुआ। वे कब्र के पास पहुँचे और उसमें से धुआं निकलता येखकर 
उन्होंने सोचा: “इसका प्तलब है-गंजे को उसके किये को सज़ा मिल पही है।” जब्र वे 
कद के पास शोर करने लगे, तो अक्षानक कड़ में से श्रुआं निकलना बंद हो गया। चोर एक-एक 
करके छेद में से अंदर भांककर देखने लगे। गंजा उनकी आंखों में पिसी मिर्च कोंकने लगा। 
“अरे, यह बदमाश घोखेबाज तो ज़िंदा है!” चोरों का सरदार चित्लाया और उसने कदर 
खोद डालने का हुक्म दिया। उन्होंने कक छोदी ही थी कि गंजा लप्ककर भाग पड़ा। चोरों ने 


98 


अपने घोड़ों पर उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसे पीट-पीटकर अधघमरा कर 
दिया और एक बोरे में बन्द करके नदी में फेंकने जले। पर उसी समय चोरों को तीत्तरों का एक 
भुंड दिखाई दिया और वे उन्हें पकड़ने के लिए चारों दिल्लाओं में भआगे। इसके थोडो देर बाद 
ही बोरे में बंद गंजे के पास से एक सौदागर अपनी भेड़ें हांकवा हुआ गुऊरा। गंजा बोरे के 
छेद में से सौदागर को देखते ही रोने-चिल्लाने लगा: “ मुझे खान नहीं बनना , मुझे सेनानायक 
नही बनना ! ” सौदागर यह आवाज़ सुनते ही रुक गया और पूछने लगा: 

“ शुभ कौन हो और बोरे में घुसकर क्यों बैठे हो? 

“ मैं एक ग़रीब आदमी हूँ,” गंजा बोला, “मुझे जबरन एक लहर का लास बनाना 
चाहते है। मैंने मना किया, तो मुझे बोरे में बांघकर जबरदस्ती उस शहर ले जा रहे हैं। 
मैं नहीं चाहता तो भी मुझे खान बनाना चाहते हैं। 

" अगर तुम खान नहीं बनना घाहते , तो मैं बनने के लिए तैयार हूँ!” सौदागर बोला 
और उसने योरा श्लोल डाला। गंजा बोरे में से निकल आया और बोरे में उसको जगह सौदागर 
ने ले लो। गंजे ने कसकर बोरे को बंद करके गांठ लगायो और सौदागर की भेड़ें लेकर चलता 
बना । रा 

थोड़ी देर बाद सोर वापस आये। उनके हाथ एक भी तोतर त लगा था, इसलिए 
ये बहुत गुस्से में थे। बोरे को घोड़े पर लादकर ये नदी की ओर चल दिये। बोरे 
में बंद सौदागर वारबार चिल्लाता रहा: “मैं खान बनना चाहता हूँ, मैं सेनानायक 
बनता चाहता हूं!” गुस्से में पागल चोरों ने सौदाथर कौ“खूब पिटाई की और उसे 
नदी में फेंक दिया। 

एक बार जब चोर चोरी करके गंजे/के पासथालो नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो 
उन्होंने देखा कि गंजा बड़े मजे से भेड़ें हांककर ले जा रहा है। चोरों का डर के मारे बुरा हाल 
हो गया , कांपते-कांपते उन्होंने गंजे से पूछा : 

“अरे भई , हमने तो तुम्हें नदी में फेंक;िस्ला था, और तुम यहाँ बड़े मज़े में जिंदा घूम 
रहे हो और भेड़ें चरा रहे हो। 

गंजा ज़ोर से हंसकर बोला: 

“ अरे , तुम लोग पूरे बुसू हो, सुमने मुझे फेंकते समय मेरे हाथ में इंडा भी नहीं दिया। 
मैं बड़ी मुश्किल से किसी सरह हांक;हांकझूर इन भेडों को नदी के तल से बाहर लेकर आथा 
हैं | 
चोरों को गंजे की आत पर विश्वास हो गया। वे गंजे की मिनलत करने लगे: 

“तुम हम सबको भी नदी में फेंक को.&स भी वहाँ'पुे” भेड़ों के भुंड लेकर आना चाहते 
हैं। 
गंजा बोला: 

“ जो फिर चलो, सब एक-एक बड़ी लाठी हाथ में ले लो।. 

चोर फ़ौरन लाठियां लेकर गंजे के पास पहुँचे। 


99 


" अच्छा . अब इसी जगह से नदी में छलांग लगाओ!” नंजा तेज बहती नदी की ओर 
इशारा करके बोला। चोरों ने आपस में सलाह करके फ़ैसला किया: 

“/ हमसें सबसे ताक़तवर और बहादुर हमारा सरदार है। सबसे पहले वही नदी में कूदेगा। 
अगर वह न डूबा और वहाँ वास्तक में भेड़ों के भुंड दिद्याई दिये , तो वह हमें भी बुला लेगा। ” 

चोरों का सरदार नदी में कूद गया और जैसे ही वह डूबने लगा उसने धबराकर हाथ ऊपर 
उठाया। चोरों ने सोचा कि मरदार उन्हें भो कूदने का हारा कर रहा है और वे भी एक के 
भाद एक नदी में कूद गये। सबके सब नदी में डूबकर बह गये। गंजे ने चोरों से पीछा छुड़ाने 
के बाद उनके सारे चोरी के मास पर कब्जा कर लिया और सारी ज़िंदगों सुख्-चैन से जिया। 


